कबीर का रहस्यवाद 


[ कबीर के दाशेनिक विचारों का गंभीर विवेचन ] 


'डा० रामकुम॒ए वर्मा 


ऋचलित्य अदन लिमिटेड 


श्रीमान्‌ डाक्टर ताराचन्द 
एसू० एु०, डी० फिल्‌० (आक्सन) 
की सेवा भें सादर 


समर्पित 
रामकुमार 


वर प्शिलर, मे 
चौथे संस्करण की भूमिका 
मुझे प्रसन्नता है कि इस पुस्तक ने कब्रीर की कविता और उसके 
दृष्टिकोण के संबन्ध में बहुत सी श्रांतियाँ दूर की हैं | अब यह पुस्तक 
नये सस्करण में विद्वानों की सेवा में जा रही है । 


हिन्दी विभाग रामकुमार वर्मा 
२४-१०-४ १९ 


रहस्यवाद आत्मा की उस अंतहिंत प्रद्डत्ति का प्रकाशन है 
जिसमें वह दिव्य ओर अलोकिक शक्ति से अपना शांत 
ओर निश्छुल सम्बन्ध जोड़ना चाहता है और यह 
सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों 
में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता | 


परिचय 

रहस्ववाद 

आध्यात्मिक विवाह 
आनंद 

शुरू 

हठयोग 

'सूफ़ीमत और कबीर 
अनत संयोग ( अवशेष ) 
परिशिष्ट 


कक के 


(क) रहस्यवाद से संबंध रखने वाले कबीर के कुछ चुने 


हुए पद 


(ख) कबीर का जीवन दृत्त 
(ग) हृब्योग और सूफ़ीमत में अयुक्त 


शब्दों के भ्रथ 
(पर) इंसकूप्‌ 


कक 


कक श्र 


कुछ विशिष्ट 


४ 


६० 
ध्प्प 
हज 


१०० 


१०४ 
९१६६ 


श्प्प्ह्‌ 
२०६ 


कबीर का रहस्यवाद 


कद्दत कबीर यहु अकथ कथा है, 
कहता कही न जाई। 
““ केबीर 

बीर के समालोचकों ने अभी तक कबीर के शब्दों को तानपूरे पर गाने 
की चोज ही समझ रक्‍्खा है पर यदि वास्तव में देखा जाय तो 
कबीर का विश्लेषण बहुत कठिन है। एढु,रना गूढ़ और गंभीर है कि 
उसकी शक्ति का परिचय पाना एक प्रश्न हो जाता है। साधारण 
समभने वालो को बुद्धि के लिए. वह उतना ही अग्राह्म है जितना कि 
शिशुओं के लिए मांसाहार | ऐसी ख्वतंत्र प्रश्नत्त वाला कलाकार किसी 
साहित्य-क्षेत्र में नहीं पाया गया । वह किन किन स्थलो में विहार करता 
' है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए जाता है, किस प्रशान्त बन-भूमि के वाता- 
चरण में गाता है, ये सब ख्तंत्रता के साघन उसी को ज्ञात थे, किसी 
अन्य को नहीं | उसकी शैली भी इतना अपनापन लिए हुए है कि कोई 
उसकी नकल भी नहीं कर सकता। अपना विचित्र शब्द-जाल, अपना 
स्वतंत्र भावोन्‍न्माद, अपना निर्भभ आलाप, अपने भाव-पूर्ण पर बेढंगे 
चित्र, ये सभी उसके व्यक्तित्व से ओत-प्रोत थे। कला के क्षेत्र का सब 
कुछ उसी का था | छोटी से छोटी वस्तु अपनी लेखनी से उठाना, छोटी 
से छोटी विचारावली पर मनन करना उसकी कला का आवश्यक अंग 
था। किसी अन्य कल्लाकार अथवा चित्रकार पर आश्वित होकर उसने 
अपने भावों का प्रकाशन नहीं किया | वह पूण सत्यवादी था; वह 
स्वाधीन चित्रकार था | अपने ही हाथों से तूलिका साफू करना, अपने ही 
हाथों चित्रपट की धूल क्ाड़ना, अपने ही हाथो से रंग तैयार करना-- 
जैसे उसने अपने कार्य के लिए. किसी दूसरे की आवश्यकता समझी ही 

नहीं | इसीलिए. तो उसकी कविता इतना अपना पन लिए हुए है 


२ कबीर का रहस्यवाद 


कबीर अपनी आत्मा का सबसे आज्ञाकारी सेवक था। उसको शअ्रात्मः 
से जो ध्वनि निकली उसका निर्वाह उसने बहुत खूबी के साथ किया | 
उसे यह चिन्ता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे यह भी डर नहीं था 
कि जिस समाज में मै रह रहा हैँ उस पर इतना कंठुतर वाक्य-प्रहार 
क्यो करूँ ? उसकी आत्मा से जो ध्वनि निकली उसी पर उसने मनन 
किया, उसी का प्रचार किया और उसी को उसने लोगो के सामने जोर- 
दार शब्दों में रखा । न उसने कभी अपने को धोखा दिया और न 
कभी समाज के कारण अपने विचारो में कुछ परिवर्तन ही किया। यद्यपि 
बह अप रहस्यवादी था, उसने 'मसि-कागद” छुआ भी नहीं था, तथापि 
उसके विचारों की समानता रखने वाले कितने कवि हुए हैं ! जहाँ कहीं 
भी हम उसे पाते हैं वहाँ वह अपने पेरों पर खड़ा है, किसी का लेश मात्र 
भी सहारा नहीं है । 
काव्य के अनुसार जितने विभाग हो सकते हैं उतने विभाग के 
सामने रखिए, किसी विभाग में भी कब्नीर नहीं आ सकते । बात यह नहीं 
है कि कबीर में उन विभागों में आने की क्षमता द्वी नहीं है पर बात यह 
है कि उसने उनमें आना स्वीकार ही नहीं किया । उसने साहित्य के लिए 
नहीं गाया; किसी कवि की दैसियत से नहीं लिखा, चित्रकार की हैसियत से 
चित्र नहीं खींचे । जो कुछ भी उस रहस्यवादी के हृदय से निकला वह 
इस विचार से कि अनत शक्ति एक सत्पुरुष का संदेश लोगों को किस 
प्रकार दिया जाय, उस सत्पुरुष का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रकट किया 
जाय, 5श्वर की प्राप्ति के लिए. किस प्रकार लोगों से भेद-भाव हटाया 
जाय, “एक बिन्दु से विश्व रचो है को बाम्हन को सूद्रा” का प्रतिपादन 
किस प्रकार किया जाय, सत्य की मीमांसा का क्या रूप हो सकता है, 
माया किस प्रकार सारहीन चित्रित की जा सकती है, यही उसका विचार 
था जिस पर उसने अपने विश्वास की मजबूत दीवाल उठाई थी । 
कबीर की प्रतिभा का परिचय न पा सकने का एक कारण और है। 
वह यह कि लोग उसे अभी तक समझ ही नहीं सके हैं | 'रमैनी? और 


कूबोर का रहस्यवाद इ 


शब्दों? मं उसने ईश्वर और माया की जो मीमासा की है, वह साधारण 
लोगो की बुद्धि के बाहर की बात है। 
दुलहनी गावहु मज्नलचार, 
हम धरि आए हो राजा राम भतार | 
तन रत करि में मन रत करिहूँ, पतद्चतत बराती, 
रामदेव भोरे पाहुँने आए, में जावन में मांती ; 
सरीर॒ खसरोबर बेदी करिंहूँ, अह्मा बंद उचार 
राम देव सेंगि भाँवर लेहूँ, धनि धनि भाग हमार, 
सुर तेतीलूँ कोतिक भाए, सुनिवर सहस अढासी; 
कहें कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरिष एक अविनासी ॥ * 
साधारण पाठक इस रहस्यमयी मीमासा को सुलभाने में सर्वथा 
असफल हो जाता है । 
दूसरी बात यह है कि जो 'उल्टवॉसियाँ? कत्रीर ने लिखी हैँ उनकी' 
कुजियाँ प्रायः ऐसे साधु और महंतों के पास है जो किसी को बतलाना' 
नहीं चाहते, अथवा ऐसे साधु और महंत अब हैं ही नहीं | 
निग्नलिखित उल्टवाँसी का अर्थ अनुमान से अवश्य लगाया जए 
सकता है, पर कबीर का अभिप्राय क्या था, यह कहना कठिन है :-- 
अवधू वो तत्त, रावल राता । 
नाचे बाजन बाजु बराता ।! 
मोर के मांधे दुलहा दीन्हा । 
अकथ जोरि कहाता 
मेंडये के चारन समधी दीरहा 
पुञ्न॒व्याहिज्न माता ॥ 
दुलहिन ल्लीपि चोक बेठारी, 
निर्भभ पद परकासा । 


१ कबीर प्रथावली ( नागरी प्रचारिणी सभा ), एप्ठ र७। 


कबीर का रहस्यवाद 


भाते डलटि बरातिहिं खायो, 
भली बनी कुशलाता । 
पाणिग्रहण भयो भो मंडन, 
सुषमनि सुरति समानी | 
कहहिं कबीर सुनो हो संतों 
बूस्तो परिडत ज्ञानी ॥ 
राय बहादुर लाला सीताराम बी० ए० ने अपने कब्रीर शीर्षक लेख 
में इसे योग की परिस्थितियों का चित्रण माना है ।* 
एक बात ओर है। कबीर ने आत्मा कावर्णन किया, शरीर का नहीं | 
वे हृदय की सूक्रम भावनाओं की तह तक पहुँच गये हैं| 'नख-शिख? 
अथवा शरीर-सौंदयय के झूमेले में नहीं पड़े | यदि शरीर अथवा 'नख-शिख? 
वर्णन होता तो उसका निरूपण सहज ही में हो सकता था। ऐसा सिर 
है, ऐसी आँखें हैं, ऐसे कपोल हैं, अथवा कमल-नेत्र हैं, कलभ-कर बाहु 
हैं, इषभ-कंघ है। किन्तु आत्मा का सूक्म ज्ञान ग्राप्त करना बहुत ही 
कठिन है | उस तक पहुँच पाना बड़े बड़े योगियों की शक्ति के बाहर 
है। ऐसी स्थिति में कबीर ने एक रहस्यवादी बन कर जिन जिन परिस्थि- 
तियों में आत्मा का वणन किया है वे कितने लोगो की समझ में आ 
सकती हैं ! शरीर का स्पर्श तो इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता है पर 
आत्मा का निरूपण करना बहुत कठिन है। आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा 
ही आत्मा का कुछ कुछ परिचय पाया जा सकता है। आध्यात्मिक 
शक्तियाँ सभी मनुष्यों में नहीं रह सकतीं। इसीलिए सब लोग कबीर की 
कविता की थाह सफल रूप से कभी न ले सकेंगे । 
आत्मा का निरूपण करना कबीर के लिए कहाँ तक सफलता का 
द्वार खोल सका, यह एक दूसरा प्रश्न है। कबीर का सारभूत विचार 
३ बीजक मूल ( श्रीवेकटेश्वर प्रेस ) सं० १६६६ ,प्ृष्ध ७४-७४ 


२ कबीर--रायबहादुर लाला सीताराम बी० ए०, पृष्ठ २४ 
[ कल्नकत्ता यूतोवर्सिटी श्रेस, १४२९८ ] 


कबीर का रहस्यवाद श 


यही था कि वे किस प्रकार मनुष्य की आत्मा को प्रकाश में ला दें। 
यह बात सत्य है कि कभी कभी उस आत्मा का चित्र धंघला उतरता है, 
कभी हम उसे पहिचान ही नहीं सकते | किसी स्थान पर वह काले धब्बे 
का रूप रखता है। किसी स्थान पर उस चित्र का ऐसा बेढंगा रूप हो 
जाता है कि कलाकार की इस परिस्थिति पर हँसने को जी चाहता है, पर 
अन्य स्थानों पर वह चित्र भी केसा होता है! ग्रीतःकालीन सूर्य की 
सुनहली किरणो की भाँति चमकता हुआ, उषा के रंगीन उड़ते हुए 
बादलो की भाँति मिलमिलाता हुआ, किसी अन्धकारमयी काली गुफा 
में किरणों की ज्योति की भाँति ।,ईन विभिन्नताओं को सामने रखते हुए, 
ओर कबीर की प्रतिभा का वास्तविक परिचय पाने की पूर्ण क्षमता न 
होते हुए हम एक अन्धे के समान हू ढ़ते हैं कि साहित्य में कबीर का कौन 
सा स्थान है! 

इसमें सन्देह है कि कबीर की कल्पना के सारे चित्रों को समझने 
की शक्ति किसी में आ सकेगी अथवा नहीं । जो ४ 8 बानी पढ़ 
जाने के बाद यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है र के पास कुछ 
ऐसे चित्रों का कोप है जिसमें हृदय में उथल-पुथल मचा देने की बड़ी 
भारी शक्ति है। हृदय आश्चर्य-चकित होकर कबीर की बातों को सोचता 

टी जाता है, वह हतबुद्धि होकर अशान्त हो जाता है। उस समय 
कबीर की प्रतिभा एक अ्रगम्य विशाल वन की भाँति प्रतीत होती है औ 
पाठकों का मस्तिष्क एक भोले और अशक्त बालक की भाँति 

अन्त में यही कहना शेष है कि कबीर ने दाशनिक लोगों के लिए 
अपनी कविता नहीं लिखी । उन्होंने कविता लिखी है धार्मिक विचारों से 
पूर्ण जिज्ञासुओं के लिए | समय बतला देगा कि कबीर की कविता न तो 
नीरस ज्ञान है और न केवल साधुओ के तानपूरे की चीज़ | समालोचकगण 
कबीर की रचना को सामने रखकर उसके काव्य-रत्नाकर से थोड़े से रत्न 
पाने का प्रयत्न करें; चाहे वे जगमगाते हुए. जीवन के सिद्धान्त-रत्न हों 
या आध्यात्मिक जीवन के मिलमिलाते हुए रत्न-कण । 


रहस्यवाद 


उद्यूत्र हमें कबीर के रहस्थवाद पर विचार करना है। कबौर की 
बानी? को श्राद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता है कि वे 
सच्चे रहस्यवादी थे । “थद्यपि कबीर निरक्षर थे तथापि वे ज्ञानशून्य नहीं 
थे। उनके सत्संग, पर्यटन और अनुभव आदि ने उन्हें बहुत ऊपर 
उठा दिया था। वे एक साधारण व्यक्ति की श्रेणी से परे थे। रामान्द 
का शिष्यत्व उनके हिन्दू धार्मिक ठिद्धान्तों का कारण था और जुलाहे के 
घर पालित होना तथा शेख तकी आदि सूकफ़ियों का सत्संग होना उनके 
मुसलमानी विचारों से परिचित होने का कारण था | 
इस व्यवहार-शञान से ओत-प्रोत होकर उन्होंने अपने धामिक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया और वह कुशलता 
भी ऐसी जिसमें कबीर के व्यक्तित्व की छाप लगी हुई है,। इसके पहले 
कि हम कबीर के रहस्यवाद की विवेचना करें, रहस्यवाद के सभी अंगों 
पर पूरा प्रकाश डालना उचित है | 
रहस्यवाद की विवेचना अत्यंत मनोर॑जक होने पर भी दःसाध्य 
है। वह हमारे सामने एक गहन वन-प्रान्त की भाँति फैली हुई है। उसमे 
जटिल विचारों की कितनी काली गुफाएँ हैं, वितनी शिलाएँ हैं ! उसकी 
दुर्गंमता देख कर हमारे हुदय का निबल व्यक्ति थक कर बैठ जाता है,। 
सागर के समान इस विषय का विस्तार विश्व-साहित्य भर में फैला हुआ 
है।न जाने कितने कवियों के हृदय से रहस्यवाद की भावना निर्भर की 
भाँति प्रवाहित हुई हैं। उन्होंने उसके अलौकिक आनंद का अनुभव 
कर मौन धारण कर लिया है। न जाने कितने योगियों ने इस दैबी 
अनुभूति के प्रवाह में अपने को बहा दिया है,। इसी रहस्यवाद को हम 
परिभाषा का रूप देना चाहते हैं, एक अम्त-कुण्ड को मिट्टी के घड़े 
में भरना चाहते हैं । 


कबीर का रहस्यवाद हे 


रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तहिंत प्रव्नत्ति का प्रकाशन है जिसमें 
वह दिव्य और अलोकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्छुल संबंध 


यह ेबब बह तक बढ नाता हे 
परिभाषा कि दोनों में कुछ भी अंतर नही रह जाता | जीवात्मा 
2२०२६)५५५५०३-२०.72० पलाकल आर प्रभ 
से ओत-प्रोत हो जाती हैं। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का अनंत 
तेज अन्तहिंत हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को एक प्रकार 
से भूल “सा जाली है। एक भावना, एक वासना हृदव में प्रभुत्व प्राप्त 
कर लेती है ओर वह भावना सदैव जीवन के अंग-प्रत्यंगो में प्रकाशित 
होती है। यही दिव्य संयोग है | आत्मा उस दिव्य शक्ति से इस प्रकार 
मिल जाती है कि आत्मा में परमात्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता 
है और परमात्मा में आत्मा के गुणों का प्रदर्शन 4 कबीर की उल्टवॉसियाँ 
प्रायः इसी भावना पर चलती हैं | 
संतो जागत नींद न कीजे । 
काल नहिं खाई कढ्प नहीं व्यापे, देह जरा नहि छीजे ॥ 
डलटि गंगा समुद्रहि सोखे, शशि और सूर गरासे । 
नव ग्रह मारि रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकासे ॥ 
बिज्ु चरणन के दुहुँ दिस धावे, बिनु लोचन जग सूरे । 
ससा उलटि सिंह को ग्रास, है अचरज कोऊ बूझे ॥ 
इस संयोग में एक प्रकार का उन्माद होता है, नशा रहता है। उस 
शकात सत्य से, उस दिव्य-शक्ति से जीव का ऐसा प्रेम हो जाता है कि 
वह अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में अन्तहिंत कर देता है। उस 
प्रेम में चंचलता नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती | वह प्रेम अमर 
होता है। 
ऐसे प्रेम मं जीव की सारी इंद्रियों का एकीकरण हो जाता ह । सारी 
इंद्वियों से एक स्वर निकलता है और उनमें अपने प्रेम की वस्तु के पाने 
की लालसा समान रूप से होने लगती है। इंद्रियाँ अपने आराध्य के 





प्र कबोर का रहस्यवाद 


प्रंम को पाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं और उनकी उत्सुकता इतनी 
बढ़ जाती है कि वे उसके विविध गुणों का अहण समान रूप से करती 
है। अंत में वह सीमा इस स्थिति को पहुँचती है कि भावोन्माद में 
वस्तुओं के विविध गुण एक ही इंद्रिय पाने की क्षमता प्राप्त कर लेती है । 
ऐसी दशा में शायद इद्रियाँ भी अपना कार्य बदल देती हैं । एक बार 
ध्रेफेसर जेम्स ने यही समस्या आदश्शवादियों के सामने सुलमाने के 
लिए रक्‍खी थी कि यदि इद्रियाँ अपनी-अपनी कार्यशक्ति एक दूसरे से 
बदल ले तो ससार में क्या परिवर्तन हो जायेंगे ? उदाहरणार्थ, यदि हम 
रंगों को लुनने लगें और ध्वनियों को देखने लगे तो हमारे जीवन में 
क्या अन्तर आर जायगा ! इसी विचार के सहारे हम सेंट मार्टिन का 
रहस्यवाद से संबंध रखने वाली परिस्थिति समझे सकते हैं जब उन्होने 
कहा था : 

मैने उन फूलों को सुना जो शब्द करते थे ओर उन ध्वनियों को 
देखा जो जाज्वल्यमान थीं | 

अन्य रहस्यवादियों का भी कथन है कि उस दिव्य अनुभूति में 
इंद्रियों अपना काम करना भूल जाती हैं। वे निस्तब्ध-सी होकर अपने 
काय-व्यापार ही नहीं समझे सकतीं। ऐसी स्थिति में आश्चय ही 
क्या कि इद्रियाँ अपना कार्य अव्यवस्थित रूप से करने लगे | इसी बात से 
हम उस दिव्य अनुभूति के आनंद का परिचय पा सकते हैं जिसमें हमारी 
सारी इद्रियाँ मिल कर एक हो जाती हैं, अपना कार्य-व्यापार भूल जाती 
हैं। जब्॒ हम उस अनुभूति का विश्लेपण करने बैठते हैं तो उसमे 
हमें न जाने कितने गूहु रहस्यों ओर आश्चर्यमय व्यापारों का पता 
लगता है । 


१ ॥ 6800 0 ग्रष्ा5 0787 50प7060 270 59 70|65. 
[0 8)०07€, अंडरहिल रचित मिस्टिसिज्म पृष्ठ र 


कबीर का रहस्यचाद $ 


फ़ारसी में शमसी तबरीज्ञ की कविता में उक्त विचारों का स्पष्टी- 
करण इस प्रकार है :-- 
* उसके संमिलन की स्मृति में, 
उसके सौन्दर्य की आकाक्षा में 
वे उस मदि्रा को--जिसे तू जानता है-- 
पीकर बेसुध पढ़े हैं । 
कैसा अच्छा हो कि उसकी गली के द्वार पर 
उसका मुख देखने के लिए 
वह रात को दिन तक पहुँचा दे । 
तू अपने 
शरीर की इंद्रियो को 
आत्मा की ज्योति से जगमगा दे | 
रहस्यवाद के उन्माद में जीव इंद्रिय-जगत से बहुत ऊपर उठ कर 


(+ ७> ०9 30 ३3४०). 69३ ०५४२ 
5४७ वर्ड न ह। 3 ऊज>+ 2. ऐप 
.»४१ई) डॉ0.. »2 0२१४२ 3४४ ७३३ (/8)४ *+३ 
9००) ))94 «२ ४४२०) (४७३० «२ 
३.३० $२ १) ७४ ,%४५ |) ७३४ 2 (०० 
*ब यादे बज्मे विसालश दर श्रारजु ए जसालश 
फ़ तादा बे खबर अंद ज आ शराब कि दानी 
चि खुश बूअद कि बवूयश बर आस्तान ए कूपश 
बराए दीदन रूयश बरोजू रसानी 
हव से ज़्‌ लम ए खुद रा बनूरे जाने तो बर अफ़रोज़ 


कक की श्र कओ 


दीवाने शमसी तबरीज, पृष्ठ १७६ 


१० कदीर का रहस्यवाद 


विचार-शक्ति और भावनाओं का एकीकरण कर अनंत और अंतिम भ्रम 
के आधार में मिल जाना चाहता है। यही उसकी साधना है, यही 
उसका उद्दे श्य है | उसमें जीव श्रपनी सत्ता को खो देता है। मैं, मेरा, 
और मुझे का विनाश रहस्यवाद का एक आवश्यक अंग है। एक 
अपरिमित शक्ति की गोद ही में 'मै! और 'मेरा? सदैव के लिए, श्रन्त्हित 
हो जाता हैं । वहाँ जीव अपना आधिपत्य नही रख सकता । एक सेवक 
की भाँति अपने को स्वामी के चरणों में भुला देना चाहता है। संसार 
के इन बाह्य अन्धचनों का विनाश कर आत्मा ऊपर उठती है, हृदय की 
भावना साकार धन कर ऊपर की ओर जाती है केवल इसलिए क्लि वह 
अपनी सत्ता एक श्रसीम शक्ति के आगे डाल दे हृदय की इस गति 
में कोई स्वार्थ नहीं, संसार की कोई वासना नहीं, कोई सिद्धि नहीं, किसी 
ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं, केवल हृदय के प्रेंम की पूर्ति है। और ऐसा हृदय 
वह चीज है जिसमें केवल भावनाओं का केन्द्र ही नहीं वरनः जीवन की 
वह अंतरंग अभिव्यक्ति है जिसके सहारे संसार के बाह्य पदार्थों में उसकी 
सत्ता निर्धारित होती है। अनन्त सत्ता के सामने जीव अपने को इतमे 
समीप ला देता है कि उसको साधारण भावना में अनंत शक्ति की 
अनुभूति होने लगती है। अंग्रेजी के एक कवि कौलरिज ने इसी भावना 
को इस प्रकार प्रकठ किया है :--- 
5८ हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, 


४४6 ६७९ ज8 978 70772 ई07 8) १5 
व॒॥ठण 204 ॥0 ॥]66. 
5 6 68 ज्ा& 87४ 507700778, ॥9/ 950 
]98 ०076 707 4768. 
फा७४ए०फ्त ज्ञ8 276 70078, 90: 7]00 
शा ॥690 घ४ ६0 06. 
#79॥]0 फ़रछ्ते 06 3]0५9 79776 ॥9)]6]92]). 


कबीर का रहस्थवाद ११ 


क्योकि तू सब कुछ है और सब कुछ तर में है। 
हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ हैं, 
वह भी तुभसे प्राप्त हुआ है। 
हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हें, 
परन्तु तू हमें अस्तित्व प्राप्त करने में सहायक होगा | 
तेरे पविन्न नाम की जय हो !!” 
कचीर की निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस विचार को कितने सरल 
और स्पष्ट रूप से सामने रखती हैंः--- 
लोका जानि न भूलोौ भाई, 
खालिक खलक, खलक मे खालिक 
सब घट रहो समाई । 
अतएव हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रहस्यवाद अपने नग्न 
स्वरूप में एक अलौकिक विज्ञान है जिसमे अनंत के संबन्ध की भावना 
का प्रादर्भाव होता है और रहस्यवादी वह व्यक्ति है जो इस संबन्ध के 
अत्यन्त निकट पहुँचता है। उसे कहता ही नही; उसे जानता ही नहीं 
वरन्‌ उस संबन्ध ही का रूप धारण कर वह अपनी आत्मा को भूल जाता है। 
अत हमें ऐसी स्थिति का पता लगाना है जहाँ आत्मा भौतिक बन्धनों 
का बहिष्कार कर, संसार के नियमो का प्रतिकार कर, ऊपर उठती है 
ओर उस अ्नत जीवन में प्रवेश करती है जहाँ आराधक और आराध्य 
एक हो जाते हैं, जहाँ आत्मा और अनंत शक्ति का एकीकरण हो जाता 
है। जहाँ आत्मा यह भूल जाती है कि वह संसार की निवासनी है और 
उसका इस देवी वातावरण में आना एक अतिथि के आने के समान 
है। वह यह बोलने लगती है कि-- 
में सबनि ओरनि में हूँ सब, 
मेरी बिलगि बिलग बिलगाई हो | 
कोइ कहौ कबीर कोई कहो रामराईं हो । 
ना हम बार बूढ़ नाहीं हम, 


२ कबीर का रहस्यवाद 


न हमरे चिलकाई हो । 
पटरा न जाऊ श्ररबा नहीं आऊ , 
सहजि रहूँ हरि भाई हो । 
वोढ़न हमरे एक पदेवरा, 
लोग बोले इकताई हो | 
जुलहै तनि चुनि पान न पावल, 
फारि चुनी दस ढाई हो । 
बिगुण रहित फल रपि हम राखल, 
तब हमरो नाम रामराई हो । 
जग में देखों जग न देखे मोहि, 
इह्ि कबीर कछु पाई हो । 
ग्ग्रेजी में जाज हरबट ने भी ऐसा कहा है;--- 
क्रो [ अब भी मेरे हो जाओ, अब भी मुझे अपना बना लो, 
इस भरे? और तिरे! का भेद ही न रक्खो | 
ऐसी स्थिति का निश्चित रूप से निर्टेश नहीं किया जा सकता । 
इस संयोग के पास पहुँचने के पूर्व न जाने कितनी दशाएँ, उनमें भी 
न जाने कितनी अन्तदंशाएँ हैं, जिनसे रहस्यवाद के उपासक अपनी 
शक्ति भर ईश्वरीय अनुभूति पाना चाहते हैं। इसीलिए रहस्यवादियो की 
उत्कृष्टता में अंतर जान पड़ता है | कोई केवल ईश्वर की अनुभूति 
करता है, कोई उसे केवल प्यार कर सकने योग्य बना सका है, कोई 
अभिन्नता की स्थिति पर है और कोई पूर्ण रूप से आराध्य के आधीन 
है | सेंट आगस्टाईन, कत्रीर, जलालुद्दीन रूमी यद्यप्रि ऊँचे रहस्यवादी 
थे तथापि उनकी स्थितियों में अंतर था | 
१५), 08 एां76 800, 8 शा्धंए० 76 ४776 
(27 798.007/ दाह 70 ४४76 0" ॥776., 


((>207"९6 ्र७४०४) 


कबीर का रहस्यवाद १३ 


हम रहस्यवादियो की उद्देश्य-प्राप्ति में तीन परिस्थितियों की कल्पना 
कर सकते हैं | पहली परिस्थिति तो वह है जहाँ वह व्यक्ति-विशेष अनंत 
शक्ति से अपना संबंध जोड़ने के लिए. अग्रसर होता है। वह संसार की 
सीमा को पार कर ऐसे लोक में पहुँचता है जहाँ 
परिस्थिति भौतिक बंधन नहीं, जहाँ संसार के नियम नहों, जहाँ 
उसे अपने शारीरिक अवरोधो की परवाह नहीं है। 
वह ईश्वर के समीप पहुँचता है और दिव्य-विभूतियों को देख कर चकित 
हो जाता है। यह रहस्यवादी की प्रथम परिस्थिति है। इस परिस्थिति का 
वर्णन कबीर ने बड़ी सुंदर रीति से किया है ;-- 
घट घट में रटना लगे रही, 
परघट हुआ अल्लेख जी। 
कहूँ चोर हुआ, कहुँ साह हुआ, 
कहूँ बाम्हन है कहूँ सेख जी ॥ 
कहने का तात्पय यह है कि यहाँ संसार की सभी वस्तुएँ अनंत 
शक्ति में विश्राम पाती हैं और सभी अनंत सत्ता में आकर मिल जाती 
हैं | यहाँ रहस्यवादी ने अपने लिए. कुछ भी नहीं कहा है, वह चुप है। 
उसे ईश्वर की इस अनंत शक्ति पर आश्चय-सा होता है। वह मौन 
होकर इन बातों को देखता-सुनता है। यद्यपि ऐसे समय वह अपना 
व्यक्तित्व भूल जाता है पर ईश्वर की अनुभूति स्वयं अपने हृदय में पाने 
में असमर्थ रहता है। इसे हम रहस्यवादियो की प्रथम स्थिति कहेंगे | 
द्वितीय स्थिति तब आती है जब आत्मा परमात्मा से प्रेम करने लग 
जाती है। भावनाएँ इतनी तीत्र हो जाती हैं कि आत्मा में एक प्रकार का 
उन्माद या पागलपन छा जाता है। आत्मा मानो प्रकृति का रूप रख 
पुरुष--आदि पुरुष--से प्यार करती है। संसार को अ्रन्य वस्तुएँ उसकी 
नज़र से हट जाती हैं। आश्वय चकित होने की अवस्था निकल जाती 
है और रहस्यवादी चुपचाप अपने आराध्य को प्यार करने लग जाता 
है। वह प्यार इतना प्रबल होता है कि उसके समक्ष विश्व की कोई 


१४ कबीर का रहस्थवाद 


चीज स्थिर नहों रह सकती | वह प्रेस बरसात के उस प्रतत नातेकी 
भाँति होता है जिसके सामने कोई भी वस्तु नहीं ठहर सकती-पेह़, 
पत्थर, काड़, भांखाड सर उस प्रवाह में बह जाते हैं | उसी प्रा झ्त 
प्रेम के आगे कोई भी वासना नहों ठद्दर सकती | सभी भावना, हद 
की सभी बासनाएँ बढ़े जोर से एक्र ओर को बह जाती हैं और एक-- 
केवल एक---भाव रह जाता है, और वह है प्रेम का पवाह। जि प्रकार 
किसी जल-पपात के शब्दों में समीप के सभी छोटे-छोटे रू ब्रा 
ही हो जाते हैं, ठीक उप्ती प्रकारा उस चैशवरीय प्रेम में सारे विधा 
या तो लुत॒ ही हो जते हैं अ्रथवा उसी प्रेम के बहाव मे ऋह जे है। 
फिर कोई भावना उस प्रेम के प्रबल प्रवाह के रोकने के श्गे हों 
आर सकती । 

रेनाल्‍ड ए० निकसन ने लंदन यूनीवर्सि टी में “सूफीमत में यक्तितर? 
पर तीन भाषण दिये भे। वे सूफीमत के सम्बन्ध में कहते हैं :-.. 

*यह सत्य है कि परमाम्मा के मिलापानुभव में मध्यस्थ के हिए 
कोई स्थान नहीं है। कहाँ वो केबल एकान्‍्ल देवी सम्मिलन की श्रतुभूति 
दही हृदयंगम होती है बुत हम यह भावना विशेषकर प्राचीन पृष़षियों 
में पाते हैं कि परमात्मा ही उतना की एक मात्र वस्तु हो, दूसरी बसुग्रों 

"है इ5 06 ऐीक्ष व 6. >डछ०0छ७7068 0! पाए 
जप (7०6, पीक्ष७॥ 0 70 #00567393 07 9 ७7७४6 
सि&& 76 298008 शायर. एफ्ाएए १5 थ्यी9०१, 
खीयत 6 60प्रा89 पर गीत 3डएडटांए 7 7०8 ॥68 
ग्ालंदा ऊ5पा॥, 8 ध्वााह ध्व:. (उठते कप 06 (06 
80]8 670]66: रण ाण०ध०),.. ६994 व्थाए 08000 [0 
०7७: 00]8०५७ ७ 2 वी ७०४ ७ छत छडा । 07, 

रिनाल्‍ड ए.० निकल्सन रचित “दि आइडिया आग पर्नातिटी इन 
सूफीज्म”?, पृष्ठ ६२ 


कबीर का रहस्यवाद १४ 


का ध्यान करना उसके प्रति अपराध करना है | 

(तजकिरातुल औलिया? से भी इसी मत की पृष्टि होती हैं। उसमें 
बसरा की स्त्री-संत राबेआ के विषय में लिखा है :--- 

*कहा है कि उसने (राबेआ ने) कहा--रसूल को मैने स्वप्न में 
देखा । रसूल ने पूछा, “ए राबेआ्रा, मुझसे मैत्री रखती हो १? 

जवाब दिया “ऐ अल्लाह के रसूल, कौन है जो तुमसे मैन्री नहीं 
रखता, किन्तु ईश्वर के प्रेम ने मुझे ऐसा बॉघ लिया है कि उससे अन्य 
के लिए मेरे हृदय में मित्रता अथवा शन्नुता का स्थान नहीं रह गया है।” 

रहस्यवादी की यह एक गंभीर परिस्थिति है जहाँ बह अपने आराध्य' 
के प्रेम से इतना ओत-प्रोत हो जाता है कि उसे अन्य कुछ सोचने का 
अवकाश ही नही मिलता । 

इसके पश्चात्‌ रहस्थवादियो की तीसरी स्थिति आती है जो रहस्यवाद 
की चरम सीमा कहला सकती है । इस दशा में आत्मा और परमात्मा 
का इतना एकीकरण हो जाता है कि फिर उनमें कोई भिन्नता नहीं 
रहती | श्रात्मा अपने में परमात्मा का अस्तित्व मानती है और परमात्मा 
के गुणों को प्रकट करती है। जिस प्रकार प्रारंभिक अवस्था मे आग 


5७2 िड पड 63४७ ५०१८ (१००) पते ६3 ७०.०७७! (मल 
छ)किन धान्‍-;े किठई. 20% 45. «४.० ७०) ४ (5 ५५) ९ ४2.5००३७ १०5 
3 लिन की कल बाड़) 3,3४३ #० (55 +का+ 35३: 
>प्पजरर्ग 3333० «० «० )७ )) १७४ | 2०१७ 
* नकल अस्त किशुफ़्तरसूल रा बर्वाब दीदम गुफ़्त या राबेगा, मरा 
दोस्त दारी-शुफ््तम या रसूल अक्लाइ कि बूअद तुरा दोस्त न दारद । 
लेकिन सुहृब्बते हक मरा चुनां फ़रोरिरिफ़ ता कस्त कि दुश्मनी व दोस्ती 

एग़रे ऊरा दर दिलम जाय न मांदा भ्रस्त ॥ 
तजकिरातुल औलिया, पृष्ठ ४६ 
मत्वा मुजतबाई देहली, 
मुहम्मद अब्दुल अहृद द्वारा सम्पादित, १३२७ हिजरी | 


4६ कबीर का रहस्यचाद 


ओर लोहे का एक गोला, ये दोनो भिन्न हैं वर जब आग से तपाये जाने 
पर गोला भी लाल होकर अग्नि का स्वरूप धारण कर लेता है तब उस 
लोहे के गोले में वस्तुओं के जलाने की वही शक्ति आ जाती हैं जो आम में 
है| यदि गोला आग से अलग भी रख दिया जाय तो भी लाल स्वरूप 
रखकर अपने चारो ओर आंच फ्रेंकता रहेगा। यही हाल आत्मा और 
परमात्मा के संसर्ग से होता है। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में माया के 
वातावरण में आत्मा और परमात्मा दो भिन्‍न शक्तियाँ जान पड़ती हैं 
पर जब दोनों आपस म॑ मिलती हैं तो परमात्मा के शुझों का प्रवाह 
आत्मा में इतने अधिक वेग से होता है कि आत्मा के स्वाभाविक निज के 
गुण तो लुप्त हो जाते हैं और परमात्मा के गुण प्रकट जान पड़ते हैं। 
वही अभिन्न सम्बन्ध रहस्यवादियो की चरम सीमा है। इसका फल क्‍या 
होता है ! 


-“गंभोर एकान्त सत्य का परिचय 
--पर शान्ति की अवतारणा 
--जीवन में अनंत शक्ति ओर चेतना 
--प्रेंम का अभूतपूर्व आविर्भाव 
“--श्रद्धा और भय.«« ««« 


--भय, वह भय नहीं जिससे जीवन की शक्तियों का नाश हो जाता 
है किंतु वह मय जो आश्चर्य से प्रादभू त होता है ओर जिसमे प्रेम, भ्रद्धा 
ओर आदर की महान शक्तियाँ छिपी रहती हैं । ऐसी स्थिति में जीवन 
में व्यापक शक्तियाँ आती हैं और आत्मा इस बंधन-मय संसार से ऊपर 
उठकर उस लोक में पहुँच जाती है जहाँ प्रेम का अस्तित्व है और जिसके 
कारण आत्मा और परमात्मा में कुछ भिन्नता प्रतीत नहीं होती। अनंत 
की दिव्य विभूति जीवन का आवश्यक अग बनाती है और शरीर की सारी 
शक्तियाँ निरालम्ब होकर अपने को श्रनंत की गोद में छोड़ देती हैं। 


कबीर का रहस्यवाद १७ 


“जिस प्रकार मछलियाँ समुद्र में तैरती हैं, जिस प्रकार पक्षी वायु में 
भूलते हैं, तेरे आलिंगन से हम विम्मुख नहीं हो सकते। हम साँस लेते 
हैं और तू वहाँ वर्तमान है | 

इस प्रकार की रहस्यवादी देवी शक्ति से युक्त होकर ससार के अन्य 
मनुष्यों से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसका अनुभव भी अधिक विस्तृत 
ओर आध्यात्मिक हो जाता है। उसका संसार ही दूसरा हो जाता है और 
यह किसी दूसरे ही वातावरण में विचरण करने लगता है। 

कितु रहस्यवादी की यह अनुभूति व्यक्तिगत ही समझनी चाहिए। 
उसका एक कारण है। वह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक होती 
है कि संसार के शब्दों में उसका स्पष्टीकरण असंभव नहीं तो कठिन 
अवश्य है। वह कांति दिव्य है, अलौकिक है | हम उसे साधारण आँखों 
से नहीं देख सकते । वह ऐसा गुलाब है जो किसी बाग़ में नहीं लगाया 
जा सकता, केवल उसकी सुगंधि ही पाई जा सकती है। वह ऐसी सरिता 
है कि उसे हम किसी प्रशस्त वन में नहीं देख सकते वरन्‌ उसे कलकल 
नाद करते हुए, ही सुन सकते हैं। कहने का तात्पय यह है कि संसार की 
भाषा इतनी ओछी है कि उत्तें हम पूण रीति से रहस्यवाद की अनुभूति 
अकठ ही नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि रहस्यवाद की यह 
भावुक विवेचनां समझने की शक्ति भी तो सर्वसाधारण में नहीं है । 
रहस्थवादी अपने अलौकिक आनद में विभोर होकर यदि कुछ कहता है 
तो लोग उसे पागल समभते हैं। साधारण मनुष्यों के विचार इतने 
उथले हैं कि उनमें रहस्यवाद की अनुभूति समा ही नहीं सकती । इसलिए, 


अत+अकतानंननीननामक+मममपनकषकन-3०- “पम्प काओ-+ क्‍क-०१0५५७-७००५०५क पक कनन नज नमन जन व डक 


१ 05 798]68 97 479 07709 869. 
38 70घ)5 00 70920 7 ६06 277, 
ए+00)0 (06 2709792०९ श्& ८०70 70 766, 
फा७ 976०/006 9004 7700 27४(॥ ४7676. 
(]007 5072४ 390056) 
र्‌ 


१६८ कबीर का रहस्यवाद 


अलहल्लाज मंसूर! अपनी अनुभूति का गीत गाते गाते थक्र गया पर 
लोग उसे समझे ही नहीं सके | लोगों ने उसे ईश्वरीय सत्ता का विनाश 
करनेवाला समझ कर फॉसी दे दी । इसी लिए रहस्यवादियो को अनेक 
स्थलों पर चुप रहना पड़ता है। उसका कारण वे यद्दी बतला सकते 
हैं कि १--- 
पश्वर खर से कैसे गाऊँ आज अनश्वर गीत ।' 

इस विचार को निकलसन और ली द्वारा सम्पादित और क्लैरंडन 
प्रेत आक्सफ़र्ड से प्रकाशित (दि आक्सफ़ड बुक आवू इग्लिश मिस्टिकल 
बर्स! की प्रस्तावना में हम बड़े अच्छे रूप में पाते हैं;--- 

श्वस्तुतः रहस्यवाद का सारभूत तत्व कभी प्रकाशित नहीं किया जा 

१ 06 ॥009 छछथ्याएंवा एफ ए एाएशमंटांग्राए 
ढक 70, 06६ ८०प्रा56, 8४ए8/ [8585 |700 ०४]०६४६१०॥, 
[70 88 गरापणी 88 ॥7 एठाशंध$ की मा <ाएदापशाएड 
भला ३8 ॥ 6 7705 (का 86756 76797. 
4॥6 56076: ० (३6 शागठ8: घक्ष्यटापए ॥8 गर् वा) 
पैक्याएश' एण॒ 70व्िए4007,. 8708 7076 फैप ६7056 
जा0. छ>था6ा्वा8 |70 पद इध्याएपरद्वाए ता चातपेश- 
5थातदे 0, था (056 €एछशा ज्ञात0 98767 ४४६ 70, 
णा ए289)2 00 8०7, पी घादंए ॥998 876 86४- 
60 97 6 छ66७/ फैनीटाथालए री वब्गहफ्ाएु& 28 2 
प्राह्तीणा ई067 ९गाएचएां०ए 06. इध756.. ० शा 
87676 8तएशाए0, 36 896७७०७ रत ढएलए त58ए 
488 ॥0. 40078 0". फाता पीढए 908 5९७त॥. . 00 
द्रा0जा, थादे छा, ्णी 2॥। ढक 69. 90986 07 
266508 €्व्उछंणा पए0पव)॥) 6. एा.858४. धागे 
37223 0 08[९4) ए६४३50०7॥7९ ? 


कबीर का रहस्यवाद १६ 


सकता क्‍योंकि वह उस अनुभव से पूर्ण है जो शाब्दिक श्रर्थ में श्रंवरतम 
पवित्र प्रदेश का अ्व्यक्त रहस्य है और इसीलिए अपमानित होने के भय से 
रहित है। क्योंकि केवल वे ही उसे समझ सकते हैं जो उस पविन्न प्रदेश 
मे प्रवेश कर पाते हैं, अन्य नहीं । यहाँ तक कि प्रविष्ट हुए व्यक्ति भी 
फिर बाहर आने पर उस भाषा की असमर्थता के कारण जिसके द्वारा 
वे अपने उत्कृष्ट व्यापार को प्रकट करते, अपने ओठों को बन्द पाते हैं 
(कुछ बोल नहीं सकते ।) जो कुछ उन्होने देखा श्रथवा जाना है उसके 
प्रकाशित करने के लिए. प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा में कोई शब्द 
नहां है श्र कम से कम क्या वे तर्क या न्याय की विचार-श्ृंडुला के 
साधनों अथवा वाक्यांशों से अपने विचारो के पर्यात प्रदर्शन की आशा 
रख सकते हैं ! 

फिर रहस्यवादी कविता ही में क्यो अ्रपने विचारों को अ्रधिकतर 
प्रकट करते हैं, इसका कारण भी सुन लीजिए :--- 

“गद्य के अ्परिष्कृत विषय को ऐसे रूप में परिवर्तित करने की 


कक... चयन... 3. ०१ पाना न७+-पकावकभमकब७७+. ५, 





है।। 065ए%7 ० ठप्रादाएश ४6७ ४ण४०णाा अपपाई 
ता कुृठ886 0 282 िए एक: ज्ञात 6शशा धणु0हा- 
96 0 श/ ग6६0, एराएं 6 घशीक्ष॥ पाए, 76६- 
६086, ६0 छ067ए 38 6 ए्वाषा। अ्रएणाी ज्ञात 
८00ए6ए.. ३688... 4792व6पप्थट८ए 80076. शंगा5 6: 
06707... €#ए6जशा0ए6,.. ठिए 6 शाज्माश ० - ४76 
छक्रा0प्रा. ए पाला एछा58, 027 708... ए०टपॉंधा' 
पुपछा(ए४ ० घ्प्टइ०७पताएहु शरविज्ञादशए साठ पीछा 
॥. छचछः 8०४०5 व॥#छलीए, फए ६5 €ॉ०४४८टए एल 
872९९ (0०0 हए४९ ज्ञा४: चित एीहए 7797 0 (१6 
व िवा 45 हादाय9ए प्र/ातेक्षाजएड 2 (725 
बात 4: 78 ए780567ए एफ) धीा ए्रीएताए धाते 


२० कबीर का रहस्यचाद 


निराश चेष्टा में जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति किसी रूप में हो 
सके, बहुत से (रहस्यवादी) कविता की ओर जाते हैं जो उनके अनुभव 
के कुछ संकेतो को हीन से हीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सके | 
अपनी कविता की भुग्धध्वनि से, उसकी अप्रस्तुत रूप से अपरिमित व्यंग्य 
शक्ति के विलक्षण गुण से, उसकी लचक से वे प्रयत्न करते हैं कि उसी 
अनंत सत्य के कुछ संकेतो को प्रकाशित कर दें जो सदैव सब वस्तुओं में 
निहित हैं। ठीक उसी ध्वनि, उसी तेज और उनकी रचनाओं के ठीक 
उसी उत्कृष्ट जादू से, उस प्रकाश से कुछ किरण फूट निकलती हैं जो 
न में दिव्य हैं । 

कबीर के रहस्यवाद पर दृष्टि डालिए | 








#बीर का रहस्यवाद अपनी विशेषता लिए ३८ | वह एक ओर 
तो हिन्दओों के अद्वेतवाद के क्रोड में गो हिन्दुओं के अ्रद्व॑तवाद के क्रो में पोषित है” ओर दूसरी ओर 


मुसलमानों के सूुफी-सिद्धान्तों को स्पर्श करता है [इसका विशेष कारण 
गे अर व बन के आह यह की जे के सत्संग 
में प्रारम्भ से ही यह चाहते थे कि दोनो चर्म वाले « 
आंत २ दाल मी बड़ मिला-बा शी विचार. के उशीशरत झड दूध-पानी की तरह ये इसी विचार के वशीभूत होकर 
नन्‍होंने दोनों मतों से सम्बंध रखते हुए अपने सिद्धांतों का निरूपण किया। 
रहस्यवाद में भी उन्होंने अरद्वैतददाद और यफी मत की “ंगा-जमुनी”_ 


साथ ही बहा दो-4-- हीब 
हक कम )-.स्हस्यकद-का -प्राण है-। -शंकर के अद्वेतवाद 


बलकज ग तहे प्रादभत हुआ, आत्मा और परमात्मा की 
: एक ही सत्ता है। माया के कारण हो परमात्मा में नाम और 
पर्व हीथा00. ्येत.. 6 शा 60008707787( 

एिलाए जायपगहु (090 806 7999 8००७ (070 ऐ6 धशह 


जाए 75 8एएछ०४) 
दि श्राक्सफ़र्ड बुक श्षव मिरिटिकल वर्स--इसंट्रोडक्शन । 


कबीर का रहस्यचाद २१ 


का अस्तित्व है जर पक ये स डय-पाना- दी मावो आह्मा इस माया से छठकारा पाना: 
" ना ह। श्रम और हे पा रचा स्यापिद फिर एक बार एक ही सत्ता स्थापि 

क्रना है ना हैं | आत्मा और परमात्मा एक ही शक्ति के आत्मा और परमात्मा एक ही शक्ति के 
दो भाग हैं जिन्हें माया के परदे ने अलग कर दिया भाग हैं जिन्हें माया के प 

हे। जन उपासना या ज्ञानाजन पर माया नष्ट हो ज्ञावी है तब-सोेन जशानाजन पर माया नष्ट 4। 


गगो को युनः एकोकरण हो जाता है । कदीर इसी-बाल- के पुनः एकीकरण हो' जाता हैं -को-इस प्रकार 


लिखत हू ;--+- 


अतह् बाद 


_अब में कुभ, कुम में जल है, बाहिर भीतर पानो। 
फृय कु भ जल जल में है। 2 ८ ई--उत रूथो गियानी ।॒ 
ए+ घेड़ा जल में तैर रहा है। उस घड़े में थोड़ा पानी भी है। 
पड़े के भीतर जो पानी है' बह बड़े के बाहर के पानी से किसी प्रकार भी 
तेन्न नहीं है। किंतु वह इसलिए! अलग है क्योकि घड़े की पतली चादर 
$ दोनों अशों को मिलने नहां देती, जिस प्रकार माया ब्रह्म के दो्‌ 
हपो को अलग रखती है। कुभ के फूटने पर पानी के दोनों भाग 
कर एक हो ज़ाते हैं, उसी प्रकार माया के आवरण के हठने पर 
व्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। यही अद्वैतवाद कबीर 
हहस्यवाद का आधार है। 
दूसरा आधार है मुसलमानों का सफ़ीमत । हम यह निश्चय रूप 
*<। कहे हैं पर बह निश्चय है कि मुतलमानी संस्कारों के कारण 
'ईसा की आठवीं शतोब्दी”मैं इस्लाम घ॒म मे एक विज्ञव हुआ। 
तिक नहीं, धार्मिक । पुराने विचारों के कट्टर मुसलमानों का एक 
विरोधी दल उठ खड़ा हुआ ।'यह फ़ारस का एक 
सफ़ोमत छोट्सा संप्रदाय था । इसने परंपरागत मुस्लिम 
आदर्शों का ऐसा घोर विरोध किया कि कुछ समय 
इस्लाम के घामिक क्षेत्र में उथल-पुथल मच गई। इस संप्रदाय ने 


श्र कबीर का रदस्यवाद 


संसार के सारे सुखों को तिलांजलि-सी दे दी | संसार के सारे ऐश्व्यों 
और सुखों को स्वप्न की भाँति भुला दिया । बाह्य श्टंगार और बनावटी 
बातों से उसे एक बार ही घ॒ुणा हो गई | उसने एक ख्तंत्र मत की 
स्थापना की | सादगी और सरलता दही उसके बाह्य जीवन की अ्रभिरुचि 
बन गई | कीमती कपड़े ओर स्वादिष्ट भोजन से उसे घुणा हो गई । 
सरलता और सादगी का आदर्श अपने सम्मुख रख कर उस संप्रदाय ने 
अपने शरीर के वस्त्र बहुत ही साधारण रक्‍खे | वे सफेद ऊन के साधारण 
बल्न । फ़ारसी में सफ़ेद ऊन को 'सूफ़” कहते हैं । इसी शब्दा्थ के 
अनुसार सफेद ऊन के वस्त्र पहिनने वाले व्यक्ति 'सूफ़ी! कहलाने लगे। 
उनके परिधान के कारण ही उगके नाम की सृष्टि हुई । 

सूफीमत में भी यद्यपि बंदे ओर खुदा का एकीकरण हो ० हे 
पर उसमे माया का कोई विशेष स्थान नहीं है। जिस प्रकार एक पथिक॑ 
अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए. प्रस्थान करता है, मार्ग मं उ 
कुछ स्थल पार करने पड़ते हैं, उसी प्रकार सूफीमत में आत्मा परमार्त्मा 
से मिलने के लिए. ब्यग्न होकर अग्रसर होती है। परमात्मा से मिलने जे 
पहले आत्मा को चार दशाएँ पार करनी पड़ती हैं :--- 

१, शरियत (-- २ -<) 

२, तरीक़त (४४.४५ १४) 

३, हक़ीक़ृत (७४/६० ) 

४. मारिफ़त (७.3 ««) 

इस मारिफ़त में जाकर आत्मा ओर परमात्मा का सम्मिलन होता 
है। वहाँ आत्मा स्वयं 'फ़ना(/७) होकर 'बक़ा? (७) के लिए, प्रस्तुत 
होती है । इस प्रकार आत्मा में परमात्मा का.अनुभव होने लगता है 
ओर अनलहक़? ((5-:0|0)) सार्थक हो जाता है । अपने अनुराग में 
चूर होकर आत्मा यह आध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर से मिलती है 
ओर तब दोनों शराब-पानी की तरह मिल जाते हैं । 

दूसरी बात यह है कि सूफीमत में प्रेम का अंश बहुत महत्त्वपूर्ण 


कबीर का रहस्यवाद २३ 


ओम ही कर्म है, और प्रेम ही धरम है। सूफ़ीमत मानो स्थान-स्थान पर 
प्रेम के आवरण से ढका हुआ है। उस सूफीमत के बाश को प्रेम के 
फुहारे सदा सींचते रहते हैं । निस्वार्थ प्रेम हो सूफीमत का प्राण है। 
फ़ारसी के जितने सूफ़ी कवि हैं वे कविता में प्रेम के अ्रतिरिक्त कुछ 
जानते ही नहीं हैं। प्रमाणस्वरूप जलालुद्दीन रूमी और जामी के बहुत 
से उदाहरण दिए जा सकते हैं | 
प्रेम के साथ इस सूफ़ीमत में प्रेम का नशा भी प्रधान हैं। उसमें 
नशे के खुमार का और भी महत्वपूर्ण अंश है। उसी नशे के खुमार 
की बदोलत ईश्वर की अनुभूति का अवसर मिलता है। फिर संसार की 
कोई स्मृति न शरीर का कुछ ध्यान नहीं रहता । केवल परमात्मा 
की “लौ” ही सब कुछ होती है। कबीर ने भी एक स्थान पर 
लिखा है :--- 
हरि रख पीया जानिये, कबहु न जाय खुमार ! 
में मंता घूमत फिरे, नाहीं तन की सार ॥ 
एक बात और है। सूफ़ीमत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में मानी 


१७७४४ आआ ५७०७] _अलीओिीनल्‍पन्‍न्स७+ न लक, 
बा 


उसके द्वार पर जाकर प्रेम की भीख माँगता है। ईश्वर एक दैवी ञ््री के. 
रू प्‌ सं उसके सामने उपस्थित होता हें। उसके सामने उपधस्यित हो _>उदाहरणाथ रूमी की एक 
कविता का भावाथ यह है :--- 


प्रियतमा के प्रति प्रेमी की पुकार 
मेरे विचारो के संघर्ष से मेरी कमर टूट गई है। 
ओ प्रियतमे, आओ ओर करुणा से मेरे सिर का स्पशे करो । 
मेरे सिर से तुम्हारी हथेली का स्पर्श मुझे शांति देता है । 
तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का सूचक है । 
मेरे सिर से अपनी छाया को दूर मत करो 





२४ कबीर का रहस्यवाद 
में वंतम हूँ, संत हूँ । संतत हूँ । 


ऐ, मेरा जीवन लेलो 

तुम जीवन-ख्रोत हो क्योकि तुम्हारे विरह् में में अपने जीवन से क्लांत 
हूँ। मैं वह ग्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन में निपुण है। 

मै विवेक ओ्रोर बुद्धि से हैरान हूँ । 

अन्त में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अद्वेतवाद में आत्मा और 
परमात्मा के एकीकरण होने में चिंतन और माया का कड़ा महत्वपूरों 
आग ई तौर स्मत में उरी के लिए इुएय की चार. है और सूफ़ीमत म॑ उसी के लिए हृदय की चार अवस्थाओं और 
प्रेत को | हम यह पह ही कह चुके हैं कि कबीर का रहस्यवाद हिन्दुओं 
के अद्वेतवाद ओर मुसलमानों के सूफ़ीमत पर आश्रित हैं। इसलिए कबीर 
ने अपने रहस्यवाद के स्पष्टीकरण में दोनों की--अछेतवाद और सूफ़ीमत 
की-बात ली हैं| फंलतः उन्होंने अद्वेतवाद से माया ओर चितन तथा 
सूफ़ीमत से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद की सृष्टि की है। सूफ़ीमत के स््ी- 

भगवान की भावना ने अद्वंतवाद के पुरुष-रूपभेंगवान के सामने 
पिरजुका लिया हैं। इस जकार क्वार ने दोनो सिद्धांतों से अपने काम 
के उपयुक्त तत्त्व लेकर शेष बातो पर ध्यान ही नहीं दिया है । 

इस विषय मे कबीर की कविता का उदारहणु देना आवश्यक प्रतीत 

होता है। 

परमात्मा की अनुभूति के लिए आत्मा प्रेम से परिपूण होकर अग्नुसर 
होती है। वह सांसारिकता का बहिष्कार कर दिव्य और अलौकिक वाता- 
वरण में उठती है। वह उस ईश्वर के समीप पहुँच पहुँच _' जाती है जो इस 
विश्व का निर्माणकतां है। उस ईश्वर का नाम है सत्पुरुष | सत्पुरुष के 


संस से बह आत्मा : नरक संपदा 4>+54-0लप्न्‍न्‍न्‍०-र मकान प+७ 


हम या इक बा समझ ही नहीं सकती कि परमात्मा क्‍या है, कैसा है ! वह अवाक 
रह जाती है। वह ईश्वरीय शक्ति अनुभव करती है पर उसे प्रकट नहीं 


कर सकती | इसीलिए, “गे के गुड़” के समान वह स्वयं तो परमात्मा- 


कबीर का रहस्यवाद श्थटः 


नुभव करती है पर प्रकठ में कुछ भी नहीं कह सकती । कुछ समय के बाद 
जब उसम कुछ बुद्धि आतो है ओर कुछ कुछ जवान खूलती है तो व 


एकदम से पुकार उठती है :-- 
कहड्टि कबीर छुकारि के, अद्भुत कहिए ताहि । 
उस समय आत्मा में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वह परमात्मा 
की ज्योति का निरूपण करने में समर्थ हो वह आश्चर्य और जिज्ञासा 
की हडट से परमात्मा की ओर देखती रहती है। अंत में बढ़ी कठिनता से 
वर्णहुं कौन रूप ओ रेखा, _ 
ढदासर कौन आहि जो देखा । 
ओकार आदि नहिं बेदा, 
- ज्वाकर कदवहु कौन कुल भेदा ॥| 
न लि नि 
नहिं जल्न नहिं थत्रन, नहिं थिर पवना 
को घरे नाम हुकुम को बरना 
नहिं कछु होति दिवस भ्रो राती | 
ताकर कहूँ कोन कुल जाती ॥ 
शून्य सहज्ज मन स्मृति ते प्रगट भई एक जोति | 
ता पुरुष की बलिदाारी, निरालंब जे ट्लोति ॥ 
रमेनी ६ 
यहाँ आत्मा सत्पुरुष का रूप देख कर मुग्ध हो जाती है। धीरे- 
धीरे आत्मा परमात्मा की ज्योति में लीन होकर विश्व की विशालता का 


(करन्‍३+ शक पपत 5 कलम से न पैनल 


अनुभव करती है और उस समय वह आनंदातिरेक से परमात्मा के गण 
बणन करने लगती है 
जाहि कारण शिव अजहुँ वियोगी।| 


अंग विभूति लाइ से जोगी ॥ 


4] कबीर का रहस्यवाद 


शेष सहज झुख पार न पायें | 
सो अब खसम सहित ससुरादें | 
इतना सब्च कहने पर भी अन्त में यही शेप रह जाता है कि-. 
तहिया गुप्त स्थूल नहिं. काया । 
ताके शोक न ताके माया ॥ 
क्मल पत्र तरंग इक माहीं। 
संग ही रहै लिप पे नाहीं ॥ 
आस ओस अभ्रंडन में रहई। 
अ्रगनित अंडन कोई कहई ॥ 
निराधार आधार ले जानी। 
राम माम ले उचरे बानी | 
पं रू 
सर्मक बॉँधल ई जगत, कोइ न करे बिचार । 
हरि की भक्ति जाने बिना, भव बूड्ि सुआ संसार ॥ 
रमेनी ७४ 


इसी प्रकार ससार के लोगों को... उपदेश _ देती हुई आत्मा 
कहती है ; 


जिन यह चित्र बनाइयाँ, साँचों सो सूरति हार । 


"४23 बल >केन, फैक गपपत.. "रन भननपा>न हक 0० भारत-+०भात भकाकानक का है -/ कक ७ >क+॑क, 


कहहि कबीर ते जन भले, जे चित्रव॑त॒हिं लेहिं बिचार ॥ 
इस प्र म॒ को स्थिति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है कि आत्मा 


2 कमा+»गक»» वाह ५७०8 / करा +कमकष>क ३१४०७ ० ० ७७७४४ 


एक अ्रंड डंकार ते, सब जग भया पसार 
कहहिं कबीर सब नारी राम की, भ्विष्वल पुरुष भतार !| 
32 824 20८ 2000003%% > 08% कह 


रमैनी २७ 
ओर अन्त में आत्मा कहती है ४:-- 





कबीर का रहस्थवाद २७ 


हरि मोर पीच साई, इरि सोर पीव । 
हरि बिन रहे न सके मोर जाव ॥ 
हरि गिल अल पौव में राम की बहुरिया | 
राम बड़े में छुटक लहुरिया ॥ 
_ शब्द ११७ 


जो पे पिय के मन नहिं भाये। 
तो का परोसिन के दुल्राये ॥ 

का चूरा पाइल भूमकाएँ। 

कहा भयो बिछुआ टठम्रकाएँ ॥ 

का काजल सेंदुर के दीये। 

सोलह सिंगार कहा भ्यो कीये ॥ 

अंजन मंजन करे गउगौरी | 

का पचि मरे निगोड़ी बोरी। 

जो पे पतित्रता है नारी। 

कैसे हो रहो सो पियहि' पियारी ॥ 

तन मन जोबन सोंपि सरीरा । 

ताहि. सुहागिन कहे कबीरा ॥ 

इस रहस्यवाद की चरम सीमा उस समय पहुँच जाती है जब आत्मा 

पूर्ण रूप से परमात्मा में संबद्ध हो जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं 
रह जाता | यहाँ आत्मा अपनी आर्काज्षा पूर्ण कर लेती हैं और फिर 
आत्मा और परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है। कबीर उस स्थिति 
का अनुभव करते हुए कहते हैं :--- 

ढृरि मरि हैं तो हम हैँ मरे हैं। 

हरि न मरे हमर काहे को भरि हैं 

आत्मा और परमात्मा में इस प्रकार मिलन हो जाता है कि एक के 

विनाश से दूसरे का विनाश और एक के अस्तिख्व से दूसरे का अस्तित्व 


श्द्र कबीर का रहस्यवाद 


साथंक होता है | फ़ारसी में इसी विचार का एक बड़ा सुन्दर अवतरण 
हैं। निकल्सन ने उसका ऑग्रेजी में अनुवाद कर दिया है, उसका तात्यई 
यही है :--- 

'जब वह ( मेरा जीवन तत्व ) 'दूसराः नहीं कहलाता तो मेरे गुण 
उसके ( प्रियतमा ) के गुण हैं और जब हम दोनों एक हैं तो उसका 
बाह्य रूप मेरा है । यदि वह बुलाई जाय तो मै उत्तर देता हूँ और यदि 
मै बुलाया जाता हूँ तो वह मेरे बुलाने वाले को उत्तर देती है और कह 
उठती है “लब्बयक्‌ु? (जो आज्ञा )'। वह बोलती है मानों मै ही 
वार्तालाप कर रहा हूँ, उसी प्रकार यदि मै कोई कथा कहता हूँ तो मानो 
वही उसे कहती है। हम लोगों के बीच में से मध्यम पुरुष सबवनाम ही 
उठ गया है। और उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से 
ऊपर उठ गया हैँ । 

इस चरम सीमा को पाना ही कबीर के उपदेश का तत्व था। उनकी 


*७/॥6॥ ॥3 (65567068) 8 700 ८७॥३6व९ (कज्ञ० ॥एए 
20770प्रा55 8 कछ5, गत 0७ च्रछ 87४ 076 गैथ्षः 
0प7प्रद्ा'ते 3970800 38 706. 

॥ 886 96 ८कोढ्तीे, (05 4 जत्राा0 द्वाश्ज्र, धाते 
ग छघप्रद्या॥७ा64॑ 808 धाउइज़छ85 गीत क्रा0 ८०8 776 
270 टा68 ॥9 00999 (58६ (07 56"५२०6 ) 

खत या छी)8 50०2४, 9 4 ज्ञा70  ०07ए४6०/86. 
॥0 शांपह या 9 शी 98 809, 7(8 806 (8 
६8॥5 [६, 

76 एणाठपा ० 80००0 एक्ष50) 798 8०॥6 
0पा रण पर56 फडात्रल80 प९8, गया 92५ 08 ॥शाा0फ्क 4 
था ४४960 90076 (96 38०0 ण0 88027:9.:६ 

दि आइडिया अव्‌ पर्सानेलिदी इन सुफ़ीज्ष्म, पृष्ठ २० 


कबीर का रहस्यवाद १६ 


उल्टवॉसियों म इसी आत्मा और परमात्मा का रहस्य भरा हुआ हे | 
ते हैं ।- 
प्रश्न हमें कबीर के रूपकों पर विचार करना है| 
जो रहस्यवादी अपने भावों को थोड़ा बहुत प्रकट कर सके हैं उनके 
विषय में एक बात और विचारणीय है। वह यह कि ये रहस्यवादी 
स्वभावतः अपने विचारों को किसी रूपक में प्रकट करते हैं । वे स्पष्ट 
रूप से अपने भाव कहने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि अनुभूत भाव- 
सौंदर्य इतना अधिक होता है कि वे साधारण शब्दों में उसे व्यक्त नहीं 
कर सकते | उनका भावोन्माद इतना अधिक होता है कि बोलचाल 
के साधारण शब्द उनका बोर नहीं सम्हाल सकते। इसोलिए उन्हें 
अपने भावों को प्रकट करने के लिए. रूपकों की शरण लेनी पड़ती है। 
अंग्रेजी में भी जो रहस्यवादी कवि हो गए हैं उन्होंने भी इस रूपक 
भाषा को अपनाया है। यह रूपक उन रहस्थवादियों के हृदय मे इस 
अकार बिना श्रम के चला जाता है जिस प्रकार किसी ठालू जमीन पर 
जल की धारा। फल यह होता है कि रहस्यवादों स्वयं भूल जाता 
है कि जो कुछ वह भावोन्माद में, आनंदोद्रेक में कह गया वह लोगो 
को किस प्रकार समझावे, इसीलिए. समालोचकगण चक्कर मे पड़ जाते 
हैं कि अमुक रूपक के क्या अर्थ हैं ? उस पद का क्‍या अर्थ हो सकता 
है। यदि समालोचक वास्तव में कवि के हृदय की दशा जान जाये तो 
वे कवि को पागल कहेंगे और न प्रलापी । 
भीर का रहस्यवाद बहुत गहरा है। उन्होंने संसार के परे अनत 
शक्ति का परिचय पाकर उसे अपने को संबद्ध कर लिया, है। उसी को 
उन्दोंने अनेक रूपको में प्रदर्शित किया है। एक रूपक लीजिए. :--- 


६ 9720982८ रण 5५97770)8, 


डे कबीर का रहस्यवाद 


_इरि मोर रहटा, में रतन पिडरिया | 
हरि का नाम ले कंतति बहुरिया || 


लोग कहें भल कातल बपुरो ॥ 

कहदहिः कबीर सूत भल काता। 

चरखा न _होय मुक्ति कर दाता ॥ 

देखने से अर्थ सरल ज्ञात होगा, पर वास्तव मे वह कितनी गहरी 

भावनाओं से ग्रोत्योत है यह विचारणीय हैं। रूपक भी चरखे से 
लिया गया है, इसलिए. कि कबीर जुलाहे थे, ताना-बाना ओर चरखा 
उनकी आँखों के सामने सदेव कूलता होगा । उनकी इस स्वाभाविक 
प्रवृत्ति पर किसी को आश्चय न होगा । अब यदि चरखे का रूपक उस 
पद से हटा लिया जाय तो विचार की सारी शक्ति ढीली पड़ जायगीं 
ओर भावों का सौंदय बिखर जायगा । उसका यह कारण है कि रूपक 
बिलकुल स्वाभाविक है। कब्नीर को चलते-फिरते यह रूपक सूक गया 
होगा। स्वाभाविकता ही सौंदर्य है। अतएव इस स्वाभाविक रूपक को 
हटाना सौंदर्य का नाश करना है। यहाँ यह स्पष्ठ है कि आत्मा और 
परमात्मा का संबंध चित्रित करने में रूपक का सहारा कितना महत्व 
रखता है। रहस्यवादियों ने तो यहाँ तक किया है कि यदि उन्हें अपने 
भावों के उपयुक्त शब्द नहीं मिले तो उन्होंने नये गढ़ डाले हैं। मकड़ी 
के जाले के समान उनकी कविता विस्तृत है, उससे नये शब्द और भाव 
उसी प्रकार निर्मित किए, गए, हैं जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी इच्छा- 
नुसार धागे बनाती और मिटाती है। कबीर के उसी रूपक का परिवर्धित 
उदाहरण लीजिए-- 

जौ चरखा जरि जाय, बढ़ या नामरे । 

मैं कातो सूत इज़ार, चरखुला जिन जरे ॥ 

बाबा, मोर ब्याद कराव, अच्छा बरहि तकाथ | 

जो लो अच्छा बर न मिले, तो लो तुमहि बिहाय ॥ 


कबीर का रदह्वस्यचाद ३3% 


प्रथम नगर पहुँचते, परिगो सोग सेताप । 

एक अचंसा हम देखा जो बिटिया ब्याहइल बाप । 

समधी के घर सम्रधी आये, आये बहू के भाय । 

गोडे चूदहा दे दे चरखा दियो दिलाय | 

देवलोंक मर जायेंगे, एक न मरे बढ़ाय | 

यह मन रज्षन कारणे चरखा दिया दिढ़ाय | 

कहद्टि कबीर सुनो हो संतो चरखा खखे जो कोय । 

जो यह चरखा लखि परे ताको आवागमन न होय । 

बीजक शब्द ६८ 
इसका साधारण अर्थ यही हैं :--- 
यदि चरखा जल भी जाय तो उसका बनाने वाला बढ़ई नहीं मर 
सकता, पर यदि मेरा चरखा न जलेगा तो मैं उसते हजार सूत कातूँगी । 
बाचा, अच्छा बर खोज कर मेरा विवाह करा दीजिए, और जब तक 
अच्छा वर न मिले तब तक आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए | नगर 
में प्रथम बार पहुँचते ही शोक और टःख सिर आ पड़े | एक आश्चर्य 
हमने देखा है कि पिता के साथ पुत्री ने अपना विवाह कर लिया। फलतः 
एक समधी के घर दूसरे समधी आये और बहू के यहाँ भाई | चूह्हा में 
गोड़ा देकर ( चरखे के विविध भागों को सटा कर ) चरखा और मजबूत 
क्र दिया। स्वर्ग में रहने वाले सभी देव मर जायेंगे पर वह बढ्ई नहीं 
मर सकता जिसने मन को प्रसन्न रखने के लिए चरखे को और सुदृढ़ कर 
दिया हैं। कबीर कहते हैं, ओ संतो सुनो, कोई इस चरखे का वास्तविक 
रूप देखता है, जिसने इस चरखे को एक बार देख लिया उसका इस 
संसार में फिर आवागमन नहीं होता, वह संसार के बन्धनों से सदैव के 
लिए: छूट जाता है। 
सरसरी दृष्टि से देखने पर तो यह ज्ञात होता है कि इस सारे अब- 

तरण में भाव-साम्य ही नहीं है। एक विचार है, वह समाप्त होने ही नहीं: 
पाया ओर दूसरा विचार आ गया | विचार की गति अनेक स्थलों पर 


84 कबीर का रदहस्यवाद 


द्ूट गई है। भावों का विकास अव्यवस्थित रूप से हुआ है, पर यदि 
रूपक के वातावरण से निकल कर--रूपक को एक-मात्र भावों के प्रका- 
शन का सहारा मान कर हम उस अवतरण के श्रन्तरंग अर्थ को देखे' 
तो भाव-सौंद्य हमें उसी समय ज्ञात हो जायगा | विचार की सजावट 
आँखो के सामने थ्रा जायगी और हमें कवि का संदेश पढ़ते ही मिल 
जायगा | 

रूपकों के अव्यवस्थित होने के कारण यह हो सकता है कि जिस 
समय कवि एकामग्र होकर दिव्य शक्ति का सौन्दर्य देखता है, संसार से बहुत 
ऊपर उठ कर देवलोक में विहार करता है, उसी समय वह उस आनद 
ओर भाव उन्माद को नहीं सैभाल सकता । उस मस्ती से दीवाना होकर 
चह भिन्न-भिन्न रीतियों से अपने भावों का प्रदर्शन करता है| शब्द यदि 
उसे मिलते भी हैं तो उसके विहल आह्ाद से वे भिखर जाते हैं और 
क॒बि का शब्द-समृह बूढ़े मनुष्य के निर्बल अंगों के समान शियिल पढ़ 
जाता है। यही कारण है कि भाषा की बागडोर उसके हाथ से मिकल 
जाती है और वह असहाय होकर बिखरे हुए शब्दों में, अनियंत्रित 
वास्घाराओं में, दूटे-फूटे पदों में अपने उन्मत्त भावों का प्रकाशन करता 
है। यही कारण है कि उसके रूपक कभी उन्मत्त होते हैं, कभी शिथिल 
और कभी टूटे-फूटे | अब रूपक का आवरण हटा कर जरा इस पढ़ का 
सौंदय देखिएः--- 

यदि काल-चक्र ( चरखा ) नष्ट भी हो जाय तो उसका निर्माणकर्ता 
अमंत शक्ति संपन्न ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता | यदि काल-चक्र न 
जले, न नष्ट हो, तो में सहशों कम कर सकता हूँ। है गुरु, आप ईश्वर 
की परिचय पाकर उनसे मेरा संबंध.करा दीजिए. और जब तक देश्वर न 
मिले तब तक आप ही मुझे अपने संरक्षण में रखिए | ( जो लौ अच्छा 
बर म मिते तो लौं तुमहि भिहाय |) आप से प्रथम बार ही दीक्षित होने 
पर भुझे इस बात की चिन्ता होने लगी कि मे किस प्रकार आपकी आज्ञा 
पालन करने में समर्थ हो सकूंगां। पर मुझे आश्चय हुआ कि आपके 


कबीर का रहस्थवाद इ३ 


प्रभाव से मेरी आत्मा अपने उत्पन्न करने वाले परम पिता ब्रह्म मे जाकर 
सम्बद्ध हो गईं | कल यह छुआ कि मेरे हृदय में ईश्वर की व्यापकता 
ओर भी बढ़ गई । समघी से समधी की भेंट हुई, आत्मा के पिता ब्रह्म 
से गुरु के पिता ब्रह्म की भँठ हुई, अर्थात्‌ ईश्वर की अनुभूति दगुनी हो 
गई | वाणी रूपी बहू के पास पाडित्य-रूपी भाई आया अर्थात्‌ वाणी 
में विद्वत्ता ओर पांडित्य आ गया | उस समय कर्मकाडों से सञ्ञित काल- 
चक्र की इृढ़ता और भी स्पष्ट जान पड़ने लगी | सारे विश्व को एक 
नज़र से देख लेने पर इतना अनुभव हो गया कि विश्व की सभी वस्तुएँ 
मत्य हो सकती हैं पर वह अनत शक्ति जिसने काल-चक्र का निर्माण 
किया है कभी नष्ट नहीं हो सकती | उसने हृदय को सुचारु रूप से रखने 
के लिए इस काल-चक्र को और भी सुददृद कर दिया | कबीर कहते हैं कि 
जिसने एक बार इस काल-चक्र के मम को समझ लिया वह कभी संसार 
के बन्धनों से बद्ध नहीं हो सकता | उसे इंश्वर की ऐसी अनुभूति हो जाती 
है कि उसके जन्म-मृत्यु का बन्बन नष्ट हो जाता है । 

रूपक का बँंधान कितना सुन्दर है ! अब हमें यह स्पष्ट ज्ञात हो गया 
कि रूपक का सारा लेकर रहत्यवादी किस प्रकार अपने भावों को प्रकट करते 
है | एक तो वे अपनी अनुभूति प्रकट ही नहीं कर सकते ओर जो कुछ 
वे कर सकते हैं ऐसे ही रूपको के सहारे | डाक्टर फ्रायड का तो मत ही 
यही है कि आत्मा की भाषा रूपको में ही प्रकट होती है। 

ओर वे रूपक भी कैसे होते हैं ! उन सामने संसार की वस्तुएँ 
गुब्भारे की भाँति हैं जिनमें अनंत शक्ति गैस भरी हुई है। यही शुब्बारे 
कवि की कल्पना के भोके से यहाँ वहाँ उड़ते फिरते हैं । कवि की कल्पना 
भी इस समय एक घड़ी के पेडुललम का रूप घारण करती है। वह पथ्ची 
अर आकाश इन दो ज्षेत्रों में बारी-बारी से घूमा करती है। आज ईश्वर 
की अनंत विभूति है तो कल संसार की वस्तुओं में उस अनुभूति का 
प्रदर्शन है। सोमवार को कवि ने ईश्वर की अनत शक्तियों में अपने को 
मिला दिया था तो मंगलवार को वह कवि संसार थे आकर उस दिव्य 

डे 


३४ कबीर का रहस्यवाद 


अनुभूति को लोगों के रूमने बिखरा देता है । 

कबीर के रूपकों के व्यवहार में एक बात और हैँ । वह यह कि 
कभरीर के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जठिल हैं। यद्यपि उनवे के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जठिल हैं। यत्रपि उनके रूपक 
पुष्प की भाँति उपन्न होते हैं और उन्हीं की भाँति-विकसित भी. पर उनमें 
दुरूहता के कॉटे अवश्य होते हैं । शायद्‌ कबीर जटिल होना भी चाहते 
थे। यत्ररि व लोगो के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहते थे 
तथापि वे यह भी चाहते थे कि लोग उनके पदों को समझने की कोशिश 
करें | सोना खान के भीतर ही मिलता है, ऊपर नहीं। यदि सोना ऊपर 
ही बिखरा हुआ मिल जाय तो फिर उसका महत्त्व ही क्‍या रहा |! उसी 
प्रकार कभीर के दिव्य वचन रूपको के अन्दर छिपे रहते है । जो जिज्ञास्‌ 
होंगे वे स्वय ही परिश्रम कर समझ लेंगे अन्यथा मूर्खों के लिए ऐसे 
वचनो का उपयोग ही -क्या हो सकता है ! एक बार ऑग्रेजी के रहस्यवादी 
कवि ब्लेक से भी एक महाशय ने प्रश्न किया कि उनके विचारों का 
स्पष्टीकरण करने के लिए किसी श्रन्य व्यक्ति की आवश्यकता है | इस पर 
उन्होने कहा, “जो वस्तु वास्तव में उत्कृष्ट हे बह मिबंल व्यक्ति के लिए 
सदैव अगम्य होगी और जो वस्तु किसी मूर्ख को स्पष्ट की जा सकती है 
वह वास्तव में किसी काम की नहीं। प्राचीन समय के विद्वानों ने उसी 
ज्ञान को उपदेशयुक्त समझा था जो बिलकुल स्पष्ट नहीं था, क्योकि ऐसा 
ज्ञान काये करने की शक्ति को उत्तेजित करता है । ऐसे विद्वानों में मै 
मूसा, सालोमन, ईंसप, होमर और प्लेटो का नाम ले सकता हूँ ।” 

इसी विचार के वशीभूत होकर कबीर ने शायद्‌ कहा था ३-- 

कहे कबीर सुनो हो स तो, यह पद करो निबेरा । 

अब हम रहस्यवाद को कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहते 
हैं। ये विशेषताएँ रहस्यवाद के विषय में अत्यधिक विवेचना कर यह 
बतला सकती हैं कि अमुक रहस्यवादी अपनी कल्पना के ज्ञान में कहाँ 
तक ऊँचा उठ सका है। इन्हीं विशेषताओं का स्पष्टीकरण हम इस 
ग्रकार करेंगे | 


कबीर का रहस्यवाद ३४ 


रहस्थवाद की पहली विशेषता यह है कि उसमें प्रेम की धारा अ्रबोध 
रूप से बहना चाहिए | रहस्यवादी अपनी श्रनुभूति म॑ 
रहस्यवाद की वह तत्व पा जावे जिससे उसके सासारिक अलौकिक 
विशेषताएँ. जीवन का सामंजस्य हो | प्रेम का मतलब हृदय की 
साधारणु-सी भावुक स्थिति न समझी जाय वरन्‌ वह 
अन्तरग ओर सूक्षम प्रत्ृति हो जिससे अंतर्जगत अपने सभी अ्रंगों का 
मेल बहिजगत से कर सके | प्रेम हृदय की वह घनीभूत भावना हो जिससे 
जीवन का विकास सदैव उन्नति की ओर हो, चाहे वह प्र म॒ एक बुद्धिमान 
के हृदय भें निवास करे अथवा एक मूख के हृदय में | किन्तु दोनों स्थानों 
में स्थित उस प्रेम की शक्ति में कोई अतर न हो | भ्रम का सबंध ज्ञान से 
नहीं है। वह हृदय की वस्तु है, मस्तिष्क की नहीं | अतएब एक साधारण 
से साधारण आदमी उत्कृष्ट प्रेम कर सकता है और एक विद्वान प्रेम की 
परिभाषा से भी अनभिज्ञ रह सकता है। इसलिए प्रेम का स्थान ज्ञान से 
बहुत ऊँचा है। रहस्ववाद मे डतनी ज्ञान की आवश्यकता नहीं 
है जितनी प्रेम की। अतः कहा गया है कि ईश्वर ज्ञान से नहीं _ 
जाना जा सकता, प्रेम से वश में किया जा सकता है । जब जा सकता, प्रेम से वश में किया जा सकता है नल 
तक रहस्यवादी के हृदय में ५म नहीं है तब तक वह अनंत शक्ति की 
ओर एकाग्र भी नहीं हो सकता | वह उड़ते हुए बादल की भाँति कभी 
यहाँ भठकेगा, कभी वहाँ। उसमे स्थिरता नहीं आ सकती | इसलिए _ 
3 न सन नस जाई जे हक सन फल अनल प्रेम की उत्पत्ति होनी चाहिए जिसम॑ बंधन 


कलुषित ओर बनावटी नहीं। उस भ्रम के आगे फिर किसी ज्ञान के के आगे फिर किसी श्ञान की 
आवश्यकता नहीं है :--. 


गुरु प्रेस का अंक पढ़ाय दिया, 
_... झब पढने को कछु नहि बाकी |. “कबीर 
इस प्रेम के सहारे रहस्यवादी ईश्वर की अ्रभिव्यक्ति पाते हैं | जब 


 अाधानंश- 


ऐसा प्रम होता है तभी रहस्यवादी मतवाला हो जाता है कबीर 


कहते हैं !--- 





३६ कबीर का रहस्यवाद 


व 
2१४ 


आठहूँ पहर मतवाला लागी 
अठ्हूँ पहर की छाक पीचे, 
आउठहूँ. पहर मस्ताना माता र 
बह्म की छोल में साथ जीचवे, 
साँच ही कहतु और साँचहि गहतु है, 
कांच को व्याग करे साँच लागा; 
कहै कब्बीर यों साथ निर्भय हुआ, 
जनम ओर मरन का भर्म भागा । 
ओर उस समय उस प्रेम में कौन कौन से दृश्य दिखलाई पड़ते हैं ! 
गगन की गुफा तहाँ शेब का चांदना 
डद॒य और अ्रस्त का नाव नाहीं। 
दिवस ओर रेन तहाँ नेक नहिं पाइए, 
प्रेम ओ परकास के सिंघ माही ॥ 
सदा आनंद दुख दंदु ब्यापे नहीं, 
पूरनानंद भर पूर देखा । 
भर्म ओर आंति तहाँ नेक आबे नहीं, 
कहे कब्बीर रस एक पेखा ॥ 
प्रेम के इस महत्व की उपेक्षा कोन कर सकता है ! इसीलिए लो 
रहस्यवाद के इस प्रेम को अबुल अल्लाह ने इस प्रकार कहा है :--- 
>चचे, मन्दिर या काबा का पत्थर; कुरान, बाइबिल या शहीद 
की अस्थियाँ; ये सब और इनसे भी अधिक ( बस्तुएँ ) मेरे हृदय को 
सह्य हैं क्‍योंकि मेरा धर्म केवल प्रेम है। 


#॥22 


१.३ पाए), 9 07006 07 2 ५०09 50076, 

जिप्राधाश ०७ 870!8 ०0 (०४५१४ 0076 

3१ (0656 9200 70068 770प7 ॥6977॥ ९००73 (0079(6 
54706 एए 76॥807 48 4096 9)078. 


कबीर का रहस्थवाद्‌ ३७ 


प्रोफ़ेसर इनायतख़ों रचित सूफ़ी मैसेज!” पुस्तक का एक अवतरण 
लेकर हम इसे और भी स्पष्ठ करना चाहते हैं :-- 

"सूफी अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए. प्रेम और भक्ति का 
मार्ग अहण करते हैं क्योकि वह प्रेम-भावना ही है जो मनुष्य को एक 
जगत से भिन्न जगत में लाई है और यही वह शक्ति है जो फिर उसे 
भिन्न जगत से एक जगत में ले जा सकती है। 

कहने का तात्पय यह है कि प्रेम का किसी स्वार्थ से रहित होना 
अधिक आवश्यक है, अन्यथा प्रेम का महत्व कम हो जाता है। अतएव 
रहस्यवादी में निस्वार्थ प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है । 

रहस्थवाद की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें आध्यात्मिक तत्व हो । 
संसार की नीरंस वस्तुओं से बहुत दूर एक ऐसे वातावरण म॑ रहस्यवाद्‌ 
रूप ग्रहण करता है, जिससे सदैव नई नई उमंगो की सृष्टि होती है। 
उस दिव्य वातावरण में कोई भी वस्तु पुरानी नहीं दीखती। रहस्यवादी 
के शरीर में प्रत्येक समय ऐसी स्फूर्ति रहती है जिससे वह अन॑त शक्ति 
की अनुभूति में मग्न रहता है और सांसारिकता से बहुत दूर किसी ऐसे 
स्‍थान में निवास करता है जहाँ नतो मृत्यु का भय है, न रोगों का 
अस्तित्व है और न शोक का ही प्रसार है। उस दिव्य मिठास में सभी 
वस्तु एकरस मालूम पड़ती हैं और कवि अपने में उस स्फूर्ति का 
अनुभव करता है जिससे ईश्वरी संबंध की अभिव्यक्ति होती रहती है । 

१०७॥8 (4२७ (6 60056 रण ]0ए6 ब7व4 तंरठ/07 
0. 8०८0गएणाशी धीला शाहग68:. धागा. 26802088 | 
[8 ]076 जारी #85 70: प्राबा 7707 8॥6 ज्ञणात 
ण॑ (एआ+ए ६0० 06 जठाते ० पेंडावं०ए धार्ष 006 8७॥76 
लि०8. ब९चए. बा 7 िएा ६0. 06 उ0्गेत र्णा 
0700ए 7 ६726 ० एछ४९५- 

5प्ग 0॥७5७०2८- 


झ्ण कबीर का रहस्यवाद 


उस आध्यात्मिक दशा में रहस्यवाद अपने को ईश्वर से मिला देता 
है और उस अलौकिक आनंद में मस्त हो जाता है जिसमे संसार के 
सूखेपन का पता ही नहीं लगता | उस आध्यात्मिक तत्व में अनंत से 
मिलाप की अवानता रहती है । आत्मा और परमात्मा दोनों की 
अभिन्नता स्पष्ट प्रकट होती है। प्रसिद्ध फ़ारसी कवि जामी ने उसी 
आध्यात्मिक तत्व म॑ अपना काव्य-कौशल दिखलाया है । 
अल-हल्लाज मंसूर की भावना भी इसी प्रकार है :--- 

तेरी आत्मा मेरी आत्मा से मिल गई है जैसे स्वच्छु जल से शराब । 
जब कोई वस्तु तुके स्पश करती है तो मानो वह मुमे स्पर्श करती है। 
देख न, सभी प्रकार से वू मैं? है । 


कबीर ने निम्नलिखित पद में इसी आध्यात्मिक तत्व का कितना 
जब / कमाया कट जाओ आजकल का 3 अप डी मिल दस डक लक लिप अनशन आम + तक मनी रीडर 


सुन्दर विवेचन किया है :-- 
योगिया की नगरी बसे मत कोई 
जो रे बसे सो योगिया होई; 
वही योगिया के डह्टा ज्ञाना 
कारों चोला  नाहीं _ माना; 
प्रकक सो कथा गुप्ता धार सो कथा गुप्ता धारी 
तासें मूल संजीवनी भारी; 


ता योगिया की युक्ति जो बूझे 


[म रमे सो त्रिभुवन सूझे 


नाम_रसे हि ; 


अमृत बेली छन छुन पीवे. 
कह्ै कबीर सो थुग युग जोचे । 


+वु॥6 छ5.़ंता: 48 शाश्वत का प्राण इज सस्‍छा। 
38 7086 ३8 गाधाएँ€त जांगि छपा& ज्रचाछा',. जा6ए 
गाए यह ॥00206. ॥॥6९, 7. ६०प८!ा।९४ ॥06. 7.0, 
]7 €एथ८ा'ए ८०5७७ 360 दा 


१३ क.. (० 


दि आइडिया अब्‌ पर्सोनेलिटी इन सूफ़ीज्म, पृष्ठ ३० 


कबीर का रहस्यवाद ३६ 


रहस्यवाद की तीसरी विशेषता यह है कि वह सदैव जाग्रत रहे, कभी 
सुप्त न हो। उसमें सदैव ऐसी शक्ति रहे जिससे रहस्यवादी को दिव्य रहे जिससे रहस्यवादी को दिव्य श्र 
अलौकिक राँकी दीखती रहे । यदि रहस्यवाद की शक्ति पूर्ण रही तो 
रहस्यवादी अपने ऊँचे आसन से गिर कर यहाँ वहाँ मटकने लगता है 
ओर ईश्वर की अनुभूति को स्वप्न के समान समझने लगता है । रहस्व- 
वाद तो ऐसा हो कि एक बार ही रहस्यवादी यह शक्ति ग्राम कर ले कि 
वह निरतर ईश्वर में लीन हो जाय । जब्च उसमें एक बार वह ऋ्मता ऋआा 
गई कि वह ईश्वरीय विभूतियों को स्पश कर अपने में संबद्ध कर ले तत् 
यह क्यो होना चाहिए. कि कभी कभी वह उन शक्तियों से हीन रहे 
सूफ़ी लोग सोचते हैं कि रहस्यवादी की यह दिव्य परिस्थिति सदैव नहीं 
रहती । उसे ईश्वर की अनुभूति तभी होती हैं जब उसे 'हाल' श्राते हैं । 
जीवन के अन्य समय में वह साधारण मनुष्य रहता है। मै इससे सहमत 
नहीं हूँ | जब रहस्यवादी एक बार दिव्य संसार में प्रवेश कर पाता है, 
जब वह अपने ग्रेंम के कारण अनंत शक्ति से मिलाप कर लेता है, 
उसकी सारी बातें जान जाता है तब फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि 
वह कभी कभी उस दिव्य लोक से निकाल दिया जाय, अथवा दिव्य 
सौंदर्य का अवलोकन रोकने के लिए उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी 
जाय | रहस्यवादी को जहाँ एक बार दिव्य लोक मे स्थान प्राप्त इुआ 
कि वह सदैव के लिए, अपने को ईश्वर में मिला लेता है और कभी उससे 
अलग होने की कल्पना तक नहीं करता | 

रहस्यववाद की चौथी विशेषता यह है कि अनंत की ओर केवल 
भावना ही की प्रगति न हों वरन्‌ संपूर्ण हृदय को आला उस ओर 
आकृष्ट हो जाय | यदि केबल भावना ही ऊपर उठी और हृदय अन्य 
बातों में सलग्न रहा तो रहस्यवाद की कोई विशेषता ही नहीं रही। 
अडरहिल रचित मिस्टिसिज्म में इसी विषय पर एक बड़ा सुन्दर 
अवतरण है। 

मेगडेवर्ग की मेक्थिल्ड को एक दर्शन हुआ । उसका वर्णन इस 


४० कबीर का रहस्यवाद 


प्रकार है :--- 

आत्मा ने अपनी भावना से कहाः-- 

“शीघ्र ही जाश्ो, ओर देखो कवि मेरे प्रियतम कहाँ हैं | उनछे 
जाकर कहो कि मै तुम्हें प्यार करती हैँ ।” 

भावना चली, क्योकि वह स्रभावतः ही शीकघ्रगामिनी है और स्वर्ग 
में पहुँच कर बोली :-- 

“प्रभो, द्वार खोलिए और मुझे भीतर झाने दीजिए ।”' उस ख्र्म 
के स्वामी ने कहा, “इस उत्सुकता का क्‍या तातये है १” भावना ने 
उत्तर दिया, भगवन्‌ मे आपसे यह करना चाहती हूँ कि मेरी स्वामिनी 
अब अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकती । यदि आप इसी समय उसके 
पास चले चलेंगे तब शायद वह जी जाय । अन्यथा वह मछुली जो सूखे 
तट पर छोड़ दी जावे, कितनी देर तक जीवित रह सकती है |” 

ईश्वर ने कहा, “लौट जाओ । मै तुम्हें तब तक भीतर न आने 
दूँगा जब तक कि तुम मेरे सामने वह भूखी आत्मा न लाओगी, क्योंकि 
उसी की उपस्थिति में मुझे आनंद मिलता है |?” 

इस अवतरण का मतलब यही है कि अनंत का ध्यान केवल भावना 

> आता और दरमाला के मिलन मे माय का अप आर परमात्मा के मिलन म माया का आवरण ही बाधक 
है। इसीलिए. न मनन आज पिया ने माया पर भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने 

समैनी? और “शब्द? मे माया का इतना वीभत्स और मीपण चित्र खींचा 
है जो दृष्टि के सामने आते ही हृदय को आक्रोशपूर्ण भावनाओं से भर 
देता दे। ज्ञात होता हैं, कबीर माया को उस होन दृष्टि से देखते ये 
जितस एक साधु या महात्मा किसी वेश्या को देखता है। मानो कबीर 
माया का सर्वनाश करना चाहते थे | वास्तव में यही तो उनके रहस्यवाद 
में, आत्मा और परमात्मा की संधि में बाधा डालने वाली सत्ता थी। 
उन्होंने देखा संसार सत्पुरुष की आराधना के लिए. है। जिस निरंजन ने 
एक बार विश्व का सुजन कर दिया वह मानो इसलिए, कि उसने सत्पुरुष 


कबीर का रहस्यवाद्‌ ४१ 


० 


को उपासना के साधन की सृष्टि की | परंतु माया ने उस पर पाप का 
परदा सा डाल दिया | कितना सु दर संसार है, उसमें कितनी ही सुदर 
वललुएँ हैं | वह संसार सुनहला है, उसमें मधुर सुगंधि है। सु दर अमराई 
है, उसमें सुदर बौर फूला है। मनोहर इंद्र-धनुष है, उसमें न जाने 
कितने रंगों को छुटा है। पर वह सुगंधि, वह बौर, वह रग, माया के 
आतंक से कलुषित हैं | उस पुण्य के सुन्दर भांडार में पाप की वासना- 
पूर्ण मद्रि है। उस सुनहले स्वप्न में भय और आशंका की वेदना हैं । 
ऐसा यह मायामय संसार है ! पाप के वातावरण से हट कर ससार की 
स॒ष्टि होनी चाहिए | बासना के काले बादलों से अलग संसार का इंद्र- 
घरुप जगमगावे | उस संसार से निवास हो पर उसमे आसक्ति न हो | 
ससार का विभूतियाँ जिनमे माया का अस्तित्व है, नेत्नो के सामने मिखरी' 
रहे पर उनकी ओर आकर्षण न हो। संसार में मनुष्य रहे पर माया के 
कलुपित प्रभाव से सदैव दूर रहे । 
अपनी “रमैनी? ओर शब्द? में कबीर ने माया के सबंध में बड़े 

अभिशाप दिए हैं। मानों कोई सत किसी वेश्या को बड़े कड़े शब्दों मे 
धिक्कार रहा है और वह चुपचाप सिर क्रकाए, सुन रही है। वाक्य-बाणों: 
की बौछार इतनी तेज हो गई है कि कबीर को पद्‌ पद पर उस तेजी को 
सम्हालना पड़ता है | वे एक पद कहकर शांत अथवा चुप नहीं रह सकते | 
वे बार-बार अनेक पदो में अपनी भत्संनापूं भावना को जगा जगा कर 
माया की उपेक्षा करते हैं। वे कभी उसका वाहनापूर्ण चित्र अंकित 
करते हैं, कभी उसकी हँसी उड़ाते हैं, कभी उस पर व्यंग्य करते हैं, और 
कभी क्रोध से उसका भीषण तिरस्कार करते हैं। इतने पर भी जब उनका 
मन नहीं मानता तो वे थक कर संतो को उपदेश देने लगते हैं। पर जो 
आग उनके मन में लगी हुई है वह रह रह कर सुलग ही उठती है 

अन्य बातों का वर्णन करते करते फिर उन्हे माया की याद आ जाती 
है, फिर पुरानी छिपी हुईं आ्राग प्रचंड हो उठती है और कचीर भयानक- 
स्वप्न देखने वाले की भाँति एक बार कॉप कर क्रोध सेन जाने क्या 


३२ कबीर का रहस्थवाद 


कहने लग जाते हैं । 

कबीर ने माया की उत्पत्ति की घड़ी गहन विवेचना की है, उतनी 
शायद किसी ने कभी नहीं की । बीजक के “आदि मुंगल॒ः , से - बुद्यपि वह 
विवेचना कुछ भिन्न है तथापि कत्नीरपथियों में यही प्रचलित है :--- 

पर भें एक ही शक्ति थी, सार-भूत एक आग्मा ही थी | उसमे न 
राग था न रोप, कोई विकार नहीं था। उस सार-भूत आत्मा का नाम 
था सत्पुरुष | उस सत्पुरुष के हृदय में श्रुति का संचार छुआ और धीरे 
धीरे श्रुतियाँ सात हो गईं | साथ ही साथ इच्छा का आविर्भाव हुआ | 
उसी इच्छा से सत्पुरुष ने शून्य मे एक विश्व की रचना की | उस विश्व 
के नियन्त्रण के लिए. उन्होंने छः ब्रह्माश्रों को उत्पन्न किया | उनके 
नाम थे +--- 

ग्रोंकार 

सहज 

श्च्छा 

सोहम्‌ 

अचित ओर 

श्रक्षुर 

सत्पुरुष ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी जिसके द्वारा वें अपने 
अपने लोक में उत्पत्ति के साधन और संचालन की आयोजना कर 
'सके | पर सत्पुरुष को अपने काम में बड़ी निराशा मिली । कोई भी ब्रह्मा 
अपने लोक का संचालन मुचारु रूप से नहीं कर सका। सभी अपने 
कार्य में कुशलता न दिखला सके, अतएव सत्पुरुष ने एक युक्ति सोची । 

चारो ओर प्रशांत सागर था। अनंत जल-राशि थी। एकांत में 
मौन होकर अन्चर बैठा था | सत्पुरुष ने उसकी आँखों में नींद का एक 
भोका ला दिया। वह नींद में कूमने लगा। धीरे-धीरे वह शिशु के 
समान गहरी निद्रा में निमम्म हो गया। जब्न उसकी आँख खुली तो 
उसने देखा कि उस अनंत जल राशि के ऊपर एक अंडा तैर रहा है | 


कबीर का रहस्थचाद छह 


वह बड़ी देर तक उसकी ओर देखता रहा; एकटक उसपर दृष्टि जमाये 
रहा | उस दृष्टि में बड़ी शक्ति थी | एक बड़ा भारी शब्द हुआ, वह अंडा 
फूट गया। उसमें से एक बड़ा भयानक पुरुष निकला, उसका नाम 
रकखा गया। निरंजन । यत्रपि निरजन उद्धत ख्॒भाव का था पर उसने 
सत्पुरुष को बड़ी भक्ति की | उस भक्ति के बल पर उसने सत्पुरुष से यह 
वरदाना माँगा कि उसे तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त हो । 
इतना सब्च होने पर भी निरंजन मनुष्य की उत्पत्ति न कर सका | 
इससे उसे बड़ी निराशा हुईं | उसने फिर सत्पुरुष की आराधना कर 
एक स्तरों की याचना की | सत्पुरुष ने यह याचना स्वीकार कर एक स्त्री 
'को सृष्टि की | वह स्त्री सत्पुरुष पर ही मोहित हो गई और सदैव उसकी 
सेवा में रहने लगी | उससे बार-बार कहा गया कि वह निरंजन के समीप 
जाय पर फल इसके विपरीत रहा। वह निरंतर सत्पुरुष की ओर ही 
आकृष्ट थी। सत्पुरुष के अपरिमित प्रयक्षों के बाद उस खसत्री ने निरंजन 
के पास जाना स्वीकार किया | उससे कुछ समय के बाद तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए | 
१, ब्रह्मा 
२, विष्णु 
रे, महेश 
पुज्नोपत्ति के बाद निरंजन अदृश्य हो गया, केवल ज्रीही बची, 
उसका नाम था माया। 
बह्मा ने अपनी माँ से पूछा-- 
के तोर पुरुष का करि तुम नारी ! 
(रमेनी १) 
कोन तुम्हारा पुरुष है, तुम किसकी स््री हो ? 
इसका उत्तर साया ने इस प्रकार दिय[-- 
हम तुम; तुम हम, ओर न कोई, 
तुम सम पुरुष, हमहीं तार जोइ। 


४४ कबीर का रहस्यवाद 


कितना अनुचित उत्तर था ! माँ अपने पुत्र से कहती है, केवल हम 


+७७०२+ पाल 3७ जब ०७-७५: ५०५५-० ०५५५८... ७3० ००8०७ ८० +.3/काना--3५७७)०+नकक+थनकार-3५ ० कक किकनन-भनपक न १७७७७७७आााशाभाा कक 
तुम हैं और तुम ही हम, हम दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है! 


हे तुम हैं और तुम ही हम, हम दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हैं। 
तुम्हीं मेरे पति हो ओर मै ही ठम्हासे-सत्रीहूँ+77ए " 

इसी पद में कबीर ने संसार की माया का चित्र खींचा है। यही 
संसार का निष्कर्ष है, और कबीर को इसी से घृणा है। माँ स्वयं अपने को इसी से घ॒णा है। माँ स्वयं अपने 
मुख से अपने पुत्र की री बनती है । इसीलिए कबीर अपनी पहली रमैनी 
में कहते हैं-- 

बाप पूत के एके नारी, एके माय बियाय । 

मातृ-पद को सुशोभित करने वाली वही नारी दूसरी बार उसी पुरुष 
के उपभोग की सामग्री बनती है। यह है संसार का ओछा और वासना- 
पूर्ण कोतुक [ माता के पद को सुशोभित करने वाली स्री उसी पुरुष- 
जाति को अंकशायिनी बनती है ! कितना कलुषित संबंध है ! इसीलिए 
कबीर इस संसार से घृणा करते हैं । वे अपने छठे शब्द में कहते हैं :-- 

सर तो, अचरज एक भौ भारी 
पुन्न घरल सहतारी ! 

सत्पुरुष की वही उत्कृष्ट विभूति जो एक बार गौरवपूर्ण वैभव तथा 
ससार की सारी उजवल शक्तियों से विभूषित होकर माता बनने आई 
थी, दूसरे ही क्षण संसार की वासना की वस्तु बन जाती है ! संसार की 
यह वासनामयी प्रब्ृत्ति क्या कम हेय है! कबीर को यही ससार का 
व्यापार घृणापूर्ण दीख पड़ता था । 

माया के इस घुणित उत्तर से ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ। वह 
निरंजन की खोज में चल पड़ा । माया ने एक पुत्री का निर्माण कर उसे 
बह्ला के लौठने के लिए! भेजा पर ब्रह्मा ने यही उत्तर दिया कि मैने 
अपने पिता को खोज लिया है, और उनके दर्शन पा लिए हैं। उन्होने 
यही कहलाया है कि तुमने (माया ने) जो कुछ कहा है वह असत्य है, 
ओर इस असत्य के दड स्वरूप तुम कभी स्थिर न रह सकोगी | 

इसके पश्चात ब्रह्मा ने सृष्टि-रचना की जिसमें चार प्रकार के जीवों 


कबीर का रहस्यवाद ४९ 
की उत्पत्ति हुईं । 
१ अंडज 
२ पिंडज 
३ श्वेदज 
४ उद्भिज 
सारी सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन करने लगी और 
भाया का तिरस्कार होने लगा। माया इसे सहन न कर सकी । जब 
उसने देखा कि मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार करा रहे हैं तो उसने तीन पृत्रियो 
को उत्पन्न किया जिनसे ३६ रागिनियाँ और ६३ स्वर निकल कर संसार 
को मोह में आबद्ध करने लगे | सारा संसार माया के सागर में तैरने 
लगा और सभी ओर मोह और पाखंड' का प्रभृत्व दीखने लगा। सत 
लोग इसे सहन न कर सके और उन्होने सत्पुरुष से इस कष्ट के निवारण 
करने की याचना की | सत्पुरुष ने इस अवसर पर एक व्यक्ति को भेजा 
जो संसार को माया-जाल से हटा कर सत्पुरुष की ओर ही आकर्षित 
करे | इस व्यक्ति का नाम था । 
कबीर 
विश्व-निर्माण के विषय में इसी धारणा को कब्नीर-पंथी मानते 
हैं ।* कबीर स्वयं इसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वे सत्पुरुष 
द्वारा भेजे गए हैं ओर सत्पुरुष ने अपने सारे गुणों को कबीर में स्थापित 
कर दिया है। इसके अनुसार कबीर अपने और सत्पुरुष में भेद नही 
मानते । कबीर के रहस्यवाद की विवेचना में हम इस विषय का निरूपण 
कर ही आए, हैं | 
'रमैनी? ओर “शब्दो? को आद्योपात 'पढ़ जाने के बाद हम ठीक 
विवेचन कर सकते हैं कि कबीर माया का किस प्रकार बहिष्कार या 
तिरस्कार करते हैं । 


'द्वामा खेड़ा (छत्तीसगढ़) मठ में प्रचल्षित । 


छद कबीर का रहस्यवाद 


शंकर और कबीर के मायावाद में सब से बड़ा अंतर यही है कि 
शंकर की माया केवल प्रम-मूलक है। उससे रस्सी मे सॉप का या सीप 
म्‌ रजक काया मृगजल में जल का भ्रम हो सकता है।यह नाम 
रूपात्मक संसार असत्य होकर भी सत्य के समान भासित होता है किन्तु 
कबीर ने इस भ्रम की भावना के अतिरिक्त माया को एक चचल ओर 
छुझवेषी कामेनी का रूप दिया हैं जो संसार को अ्रपनी ओर आकर्षित 
कर वासना के मार्ग पर ले जाती हैं। माया एक विलासिनी स्त्री है ॥ 
इसीलिए कबीर ने कनक ओर कामिनी को माया का प्रतीक माना है | 
इस माया का अपार प्रभुत्व है| वह तीनो लोकों को लूट चुकी है। 

रमैया की दुल्लहिन लूटा बजार । 


आध्यात्मिक विबाह 


ज्यामा्े परमात्मा का जो मिलाप होता है उसका मुल कारण 
प्रेम है। बिना गम के आत्मा परमात्मा से न तो मिलने ही 
पाती है ओर न मिलने की इच्छा ही रख सकती है। उपासना से तो 
श्रद्धा का भाव उतन्न होता है, आराध्य के प्रति भय और आदर होता है 
पर भक्ति या प्रेम से हृदय में केवल सम्मिलन की आकांच्ा उत्पन्न होती 
है। जब सूफीमत में प्रेम का प्रधान महत्व है--रहस्यवाद मे प्रेम का 
आदि स्थान है--जो आत्मा में परमात्मा से मिलने की इच्छा क्‍यों न 
उत्पन्न हो ! प्रेम ही तो दोनो के मिलन का कारण है। 
प्रेम का आदर्श किस परिस्थिति में पूर्ण होता है ? माता-पुत्र, पिता 
पुत्र, मित्र-मित्र के व्यवहार में नहीं | उसका एक कारण है। इन सबंधों 
में स्नेह की प्रधानता होती हैं। सरलता, दया, सहानुभूति ये सच्च स्नेह 
के स्तम्भ हैं। इससे हृदय की भावनाएँ एक शांत वातावरण ही में 
विकसित होती हैं| जोबों के प्रति साधु और संतों के कोमल हृदय का 
बिब्न ही स्नेह का पूर्ण चित्र है। उससे इंद्रियाँ स्वस्थ होकर शाति और 
सरलता से पुष्ट होती हैं । प्रेम स्नेह से कुछ भिन्न है। प्रेम में एक प्रकार 
की मांदकता होती है। उससे उत्तेजना आती है। इंद्रियाँ मतवाली 
होकर आराध्य को खोजने लगती हैं । शांति के बदले एक प्रकार की 
विह॒लता आ जाती है। हृदय में एक प्रकार की हलचल मच जाती है। 
संयोग में भी अशांति रहती है। मन में आकर्षण, मादकता अनुराग 
की प्रवृत्तियाँ और अंतर्प्रदृत्तियाँ एक बार ही जागृत हो जाती हैं। इस 
कार के प्रेम की पूर्णता एक ही संबंध मे है और वह संबंध है पति 
पत्नी का | रहस्यवाद या सूफ़ीमत में आत्मा और परमात्मा के प्रेम की 
पूर्शता ही प्रधान है; अतएव उसकी पूर्ति तभी हो सकती हैं जब आत्मा 


प्र कबीर का रहस्यवाद 


कितना विहल स्पष्टीकरण है ! यह आत्मा का विरदह है जिसमे वह रोरो 
कर कट्ठती है :--- 
बाल्हा आव हमारे गेह रे, 
तुम बिन दुखिया देह रे । 
सबको कहें तुम्हारी वारी मोको इहे अदेह रे, 
एकमेक है सेजन सोबे, तब लग केसा नेह रे। 
अंग न भावे नींद न आवबे, प्रिह बन धरे ते धीर रे । 
उसे काम्ती को काम पियारा, ह्य प्यासे को नीर रे। 
है कोई ऐसा पर उपकारी, हरि से कहे सुनाई रे, 
ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिन देखे जिव जाइ रे । 
इस शब्द में यद्यपि सांसारिकता का वर्शन आा गया है किन्तु 
आध्यात्मिक विरह को ध्यान में रख कर पढने से सारा अ्रथ स्पष्ट हो 
जाता हैं और आत्मा और परमात्मा के मिलन की आकांक्षा ज्ञात हो 
जाती है। ऐसे पदों में यही बात तो विचारणीय है कि सांसारिकता को 
साथ लिए. भी आत्मा का विरह कितने उत्कृष्ट रूप से निभाया जा सकता 
है| विरदद की इस ऑन से आत्मा पवित्र होती है और फिर परमात्मा से 
मिलने के योग्य बन सकती है। बस विरह से आत्मा का अस्तित्व और 
भी स्पष्टडः होकर परमात्मा से मिलने के योग्य बन जाता है। अंडरहिल ने 
लिखा है |-- 
१८“रहस्यवादी बार-बार हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि इससे 
व्यक्तित्व खोता नहीं बरन्‌ श्रधिक सत्य बनता है ।” 
शमसी तबरीज़ ने परमात्मा को पत्नी मान कर अपनी बिरह व्यथा 
इस प्रकार सुनाई है --- 


32(2एक बाते 0 2880 (॥6ए 2855घ78 प४ एंव 
ए8079/77ए 45 704 09 090 70906 77078 7७०. 
अंडरहिल रचित मिस्टिसिज्म, पृष्ठ ४० ३ 


कबीर का रहस्यवाद १ 


१इस यानी और मिट्टी के मकान में तेरे बिना यह हृदय खराब है | 
या तो मकान के अन्दर आ जा, ऐ मेरी जॉ, या मे इस मकान को छोड़ 
देता हूँ । 
कबीर ने भी यही विचार इस प्रकार कहा है :--- 
कहें कबीर हरि दरस दिखाओ। 
हमहिं छुलावो कि तुम चल झाओ ४ 
इस प्रकार इस विरह में जब आत्मा अपने सारे विकारों को नष्ट कर 
लेती है, अपने आँसुओं से अपने सब दोषों को धो लेती है, अपनी आहों 
से अपने सारे दुगुणो को जला लेती है तब कहीं वह इस योग्य बनती है 
कि परमात्मा के द्वार पर पहुँच कर उसके दर्शन करे और श्रन्त में उनसे 
संबंध हो जाय | 
परमात्मा से शराब-पानी की तरह मिलने के पहले आत्मा का जो 
परमात्मा से सामीष्य होता हैं उस ही आध्यात्मिक भाषा में “विवाह! 
कहते हैं । इस स्थिति में आत्मा अपनी सारी शक्तियों, को परमात्मा में 
समर्पित कर देती है। आत्मा की सारी भावनाएँ परमात्मा की विभूतियों 
में लीन हो जाती हैं ओर आत्मा परमात्मा को आज्ञाकारिणो उसी 
प्रकार बन जाती जिस प्रकार पत्नी पति की। अनेक दिनों की तपस्या फे 


डे 9 ्् ० ३७ 
(७ ७) पके फन्‍नक ०५३] 
(2 .! [ १७ ८४; ४ 
2) $ ३५२ &.० ६0 (८ 
दर ख़ाना ए्‌ भ्ाबो गिल 
वे तुस्त ख़राब ई दिल 
था ख़ाना दर आए जा 
या खाना बविपरदाजम्‌ 
“-दीवाने शमसी तबरीज 


*२ कबीर का रध्यवाद 


बाद, अनेक के कष्ट उठाने के बाद, आशाश्रों और इच्छाओ्रो की वेदन 
भी सह लेने के बाद जन्र आत्मा को परमात्मा की अनुभति होने लगती 
तो वह उमंग में कह उठती है :--- 

बहुत दिनन थें में प्रीतम पाये, 

साग बढ़े घर बेठे आये। 

संगलनचार माँहि मत राखों, 

राम रसाइण रसना चापों | 

मंदिर माँहि भया उजियारा, 

में सूती अपना पीव पियारा। 

में 'र निरासी जे निधि पाई, 

इसहि कहा यहु तुमह्दि बढ़ाई । 

कहे कबीर, में कछ्ू न कीन्‍्हा, 

सखी सुहाग रास मोहिं दीन्हा । 

ऐसी अवस्था में आत्मा आनंद से पूर्ण होकर ईश्वर का गान गाने 
लगती है। उसे परमात्मा की उत्कृष्टता ज्ञात हों जाती है, अपनी 
उत्सुकता की थाह मिल जाती है। उस उत्सुकता में उसका सारा जीवन 
एक चक्र को भाँति घूमता रहता है। आत्मा अपने आनंद मे विभोर 
होकर परमात्मा को दिव्य शक्तियों का दीजत अ्रनुभव करने लगती है। 
उसकी उस दशा में आनंद और उल्लास की एक मतवाली धारा बहने 
लगती है। उसके जीवन में उत्साह और हर्ष के सिवाय कुछ नहीं रह 
जाता। माषुये में ही उसको सारी प्रद्ृत्तियाँ वेगबती वारि-धारा के समान 
प्रवाहित हो जाती है, माधुय में ही उसके जीवन का तत्व मिल जाता है 
माषुय ही में वह अपने अस्तित्व को खो देती है । 
यही आध्यात्मिक विवाह का उल्लास है। 


आनंद 

जब आत्मा परमात्मा की विभूतियों का अनुभव करने को अग्रसर 
होती है तो उसमें कितनी उत्सुकता और कितनी उमंग रहती है ! 
उस उत्सुकता और उमंग में उसकी सारी भावनाएँ जाग उठतों हैं और 
वे ईश्वरीय अनुभूति के लिए व्यग्न हो जाती हैं जब आत्मा अपने 
विकास के पथ पर परमात्मा की दिव्य शक्तियों को देखती है तो उसे 
एक प्रकार के अलोकिक अनांद का प्रवाह संसार से विमुख कर देती है। 
इसीलिए तो परमात्मा की दिव्य शक्तियो को पहिचानने वाले रहस्यवादी 

ससार के बाह्य चिन्न को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं :--- 

रे यामें क्या मेरा क्या तेरा, 
लाज न मरहि कहदत घर मेरा | 
( कबीर ) 

वे जब एक बार परमात्मा के अलोकिक सौंदर्य को अपनी दिव्य 
आँखो से देख लेते हैं तब उनके हृदय में ससार के लिए. कोई आकर्षण 
नहीं रह जाता। संसार की सुन्दर से सुन्दर वस्तु उन्हें मोहित नहीं कर 
सकती । वे उसे माया का जंजाल समभतते हैं। आत्मा को मोह में 
जलाने का इंद्रधनुष जानते हैं और ईश्वर से दूर हटाने का कुत्सित और 
कलुषित मार्ग । दूसरी बात यह भी है कि परमात्मा की विभूतियाँ उनको 
अपने सोंदर्य-पाश में इस प्रकार बॉघ लेती हैं कि फिर उन्हें किसी दूसरी 
ओर देखने का अवसर ही नहीं मिलता अथवा वे दूसरी ओर देखना 
ही नहीं चाहते । उनके हृदय में आनंद की वह रागिनी बजती है जिसके 
सामने संसार के आकर्षक से आकर्षक स्वर नीरस जान पड़ने लगते 
हैं। वे ईश्वरीय अनुभूति के लिए. तो सजीव हो जाते हैं पर संसार के 
लिए, निजीव । वे ईश्वर के ध्यान में इतने मस्त हो जाते हैं कि फिर 


४ कबीर फा शहस्यचाद 


उन्हें संसार का ध्यान कभी अ्रपनी श्र खींचता ही नहीं । थे ईश्वर का 
अस्तित्व ही खोजते हैं--अपने शरीर में बाह्य संसार में नहीं क्योंकि उससे 
तो वे विरक्त हो चुके हैं | यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखना 
आवश्यक है | यद्यपि यह ईश्वर की अनुरक्ति आत्मा को परमात्मा के 
बहुत निकट ला देती है पर आत्मा की संकुचित सीमा में परमात्मा का 
व्यापक रूप स्पष्ट न दीख पड़ने की भी तो संभावना है। वाह्म संसार में 
ईश्वर की जितनी विभूतियाँ जितनी स्पष्टता के साथ प्रकट हैं उतनी 
स्ष्ठता के साथ, संभव है, आत्मा के प्रकट न हो सकें। विशेषकर ऐसी 
स्थिति में जब कि आत्मा श्रभी परमात्मा के मिलन-पथ पर ही है--पूर्ण 
विकसित नहीं हुईं है। ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा का उतना ही 
रूप अहण कर सकती है जितना कि उसकी परिधि भें आ सकती है। 
परमात्मा के गुणों का अ्हण ऐसी अवस्था भ॑ कम और अधिक से 
खधिक भी हो सकता है। यह आत्मा के विकसित और अविकृसित रूप 
पर निर्भर है। इसलिए. यह आवश्यक है कि परमात्मा के ध्यानोल्‍लास 
में मग्न आत्मा संसार का बहिष्कार केवल इसल्लिए न करे कि संसार में 
भी परमात्मा की शक्तियों का प्रकाशन हे। संसार का सोंदर्य अनंत को 
देखने के लिए, एक साधन-मानत्र है। फ़ारसी के एक कवि ने लिखा है;-- 
हुस्न खूबों बहरे हकबीनी प्रिसाले ऐनकस्त, 
भी देहद बीनाई अन्दर दोदए नज्जारे मत । 
कबीर ने बाह्य संसार से तो आँखें बन्द कर ली हैं :-- 
तिल तिल कर यह माया जोरी, 
चलत बेर तियणां ज्यें तोरी। 
कहे कबीर तू ता कर दास, 
भाया माँहे रहे उदास ॥ 
दुसरे स्थान पर वे कहते हैं :--- 
किसकी मर्मां चचा पुनि किसका; 
किसका पंगुड़ा जोई। 


कबीर का रहस्यवाद दर 


यहु संसार बंजार मंद्या है, 
जानेगा जन कोई ॥ 
में परदेसी काहि पएुकारों, 
यहां. नहीं को मेरा | 
यहु संसार ढूँढ़े जब देखा, 
एक भरोसा तोरा | 
इस प्रकार कबीर केवल परमात्मा को एकांत विभूतियों में रमना चाहते 
हैं । उन्हें परमात्मा ही मे आनंद आता है, संसार में प्रदर्शित ईश्वर के 
रझूपो में नहीं | 
परमात्मा के लिए. आकांज्षा में एक प्रकार का अलौकिक श्रानंद है 
जिसमें प्रत्येक रहस्यवादी लीन रहता है। यह आनंद दो प्रकार से हो 
सकता है। शारीरिक आनंद, और आध्यात्मिक आनंद । शारीरिक 
आनंद में शरीर की सारी शक्तियाँ ईश्वर की अनुभूति में प्रसन्न होती 
हैं, आनंद और उल्लास में लीन हो जाती हैं। आध्यात्मिक आनंद में 
शरीर की सारी शक्तियाँ लुप्त भी होने लगती हैं । शरीर म्रृतप्राय सा हो 
जाता है| चेतना शूत््य होने लगती है, केवल हृदय की भावनाएँ अनंत 
शक्ति के अ्नंद में ओत-प्रोत हो जाती हैं। अंडरहिल ने अपनी पुस्तक 
'मिस्टिसिज्मः में इस आनंद की तीन स्थितियाँ मानी हैं। शारीरिक, 
मानसिक और श्राध्यात्मिक | परंतु में मानसिक स्थिति को शारीरिक 
स्थिति में ही मानता हूँ। उसका प्रधान कारण तो यही है कि बिना 
मानसिक आनंद के शारीरिक आनंद हो ही नहीं सकता | जब तक मन 
में ईश्वर की अनुभूति का आनंद न आयेगा तब तक शरीर पर उस 
आनंद के लक्षण क्या प्रकट हो सकें ! दूसरा कारण यह है कि आत्मा 
की जो दशा मानसिक आनंद में होगी वही शारीरिक आनंद में भी | 
ऐसी स्थिति में जब दोनों का रूप और प्रभाव एक ही है तो उन्हें भिन्न 
मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । अब हम दोनो स्थितियों पर खतंच्न 
रूप से प्रकाश डालेंगे । 


॥औ] कबीर का रहस्यवाद 


पहले उस आनंद का रूप शारीरिक स्थिति में देखिए | जब आत्मा 
ने एक बार परमात्मा की अलौकिक शक्तियों से परिचय पा लिया तब उस 
परिचय की स्मृति में हृदय की सारी भावनाएँ आनंद में परिप्रोत हो 
जाती हैं | उनका असर प्रत्येक इंद्रिय पर पड़ने लगता है उस समय 
रहस्यवादी अपने अंगों में एक प्रकार का अनोखा वल अनुभव करने 
लगता है | उसके प्रत्येक अवयव आनंद से चंचल हो उठते हैं। अंग 
प्रत्यग थिरकने लगता है। उसकी विविध इंद्रियाँ आनंद से नाच उठती 
हैं | कबीर ने इसी शारीरिक आनंद का कितना सु"दर वर्णन किया ३-- 
हरि के बारे बड़े पकाये, जिनि जारे तिन पाये । 
ग्यांत अचेत फिरें नर लोई, 
ताथें जनमि जनमि डहकाये । 
धौल मंदलिया बैल रबाबी, 
कऊआ . ताल बजावे, 
पदहिर चोलनां गादह नाचे, 
भेंसा निरति करावे। 
स्यंध बैठा पॉन कतर, 
घूस गिलौरा. जावे, 
उदरी वपुरी मद्क गावे, 
कछू एक आनंद सुनाने । 
कहे कबीर सुनो रे संतो, 
गड़री परबत खावा; 
चकवा बेठि अँगारे निगते, 
समद आकासों घावा।! 
कबीर भिन्न-भिन्न इंद्रियों के उल्लास का निरूपण भिन्न-भिन्न जान- 
वरों के कार्य-व्यापारों में ही कर सके | जानेंद्रियों अथवा कर्मेंन्द्रियों का 
विलचक्षण उल्लास संसार के रूपक में वर्णन किया जा सकता था ! शारी- 
रिक आनंद की विचित्रता के लिए, “स्यंघ बैठा पान कतरै, घूस गिलौरा 


कबीर का रहस्यचाद ४९७. 


लावे? के अतिरिक्त और कहा ही क्या जा सकता था ! रहस्यवादी उस 
विलक्षणता को किस प्रकार प्रकट करता ! सीधे सादे शब्दों में अथवा 
वर्णनों में उस विलज्षण॒ता का प्रकाशन ही किस प्रकार हो सकता था £' 
इंद्रियों के उस उल्लास को कबीर के इस पद में स्पष्ट प्रकाशन मिल गया 
है। यही शारीरिक आनन्द का उदाहरण है। 

अंडरहिल ने लिखा है कि शारीरिक उल्लास में एक मूर्छा सी आ 
जाती है | हाथ पैर ठंडे' और निर्जीव हो जाते हैं । किसी बात के ध्यान 
में आने से अथवा किसी वस्तु को देखने से परमात्मा की याद आ जाती 
है। और वह याद इतनी मतवाली होती है कि रहस्यवादी को उसो 
समय मूर्छा आ जाती है। वह मूर्छा चाहे थोड़ी देर के लिए हो अथवा 
अधिक देर के लिए मेरे विचार में मूर्छा का संबंध हृदय से है शरीर से 
नहीं । यदि हृदय स्वाभाविक गति में रहे और शरीर को मूर्छा आ 
जाय अथवा शरीर के अग कार्य न कर सकें, वे शूत््य पड़ जायें तो वह 
शारीरिक स्थिति कही जा सकती है। जहाँ आत्मा मूछित हुई, उसके 
साथ ही साथ स्वभावतः शरीर भी मुछित हो जायगा । शरीर तो आत्मा 
से परिचालित है, ख्तन्त्र रूप से नहीं | जहाँ तक हृदय की मूछा से 
सम्बन्ध है, में उसे आध्यात्मिक स्थिति ही मान सकूँगा, शारीरिक नहीं । 
शारीरिक उल्लास के विवेचन में अंडरहिल ने एक उदाहरण भी 
दिया है । 

'जिनेवा की कैथराइन जब मूछितावस्था से उठी तो उसका मुख 


3 60॥0  जशञाका छड08 ददा06 ०0 ४070 शक गि6- 
पाहू 007०8 #6% 4806. ज88 7057 88 [ एाड) 0288 
ढालाए?8. ब्यातदे १६. 86छ760 88. 7॥. 8806 एाह 
488 880, ४ “६४४४० 8090 86098//906 776 #707 (॥6 
]0ए8 ० (500 १?! 

अंडरहिल रचित मिस्टिसिज्म, पृष्ठ ४२३ 


ल्‍श्प्र कबौर का रहैस्यचाद 


गुलाबी था, प्रफल्लित था और ऐसा मालूम हुआ मानों उसने कह 
“नइंज्वर के प्रेम से मुझे कौन दूर कर सकता है !?” 
यदि शारीरिक उल्लास में हाथ-पैरों में रक्त का संचालन मन्द पड़' 


जाता है, शरीर ठंडा और दृढ़ हो जाता है तो कैथराइन का गुलाबी मुख 
शारीरिक उल्लास का परिचायक नहीं था । 


आध्यात्मिक आनंद म॑ आत्मा इस संसार के जीवन में एक अलौ- 
'किक जीवन की सृष्टि कर लेती है | इस स्थिति में आत्मा केवल एक ही 
'बस्तु पर केन्द्रीभूत हो जाती है। और वह वस्तु होती है. परमात्मा की 
प्रेम विभृति ! 


राम रस पाइयारे तानें बिसरि गये रस ओर । 
( कभीर ) 

उस समय बाह्येद्रियो से आत्मा का संबंध नहीं रह जाता आत्मा 
स्वतम्त्र होकर अपने प्रेममय दिव्य जीवन की सृष्टि कर लेती है। ऐसी 
स्थिति में आत्मा भावोन्‍्मद में शरीर के साथ मूछित भी हो सकती है । 
उस समय न तो आत्मा ही ससार की कोई ध्वनि ग्रहण कर सकती है और 
न शरीर ही किसी कार्य का संपादन कर सकता है। आत्मा ओर शरीर 
की यह संमिल्रित मुर्छा रहस्यवादी उत्कृष्ट सफलता है | 

आत्मा की उस मूर्छा में पहले या बाद ईश्वरीय प्रेम का ख्ोत 
आत्मा से इतने वेंग से उमड़ता है कि उसके सामने संसार की कोई भी 
भावना नहीं ठहदर सकृती | उस समय आत्मा में ईश्वर का चित्र अन्तहिंत 
रहता है। उस अलोकिक प्रेम के प्रवाह भें इतनी शक्ति होती है. कि वह 
आत्मा के सामने अव्यक्त अलौकिक सत्ता का एक चित्र-सा खींच देती दै। 
आत्मा में अतर्हित ईश्वरीय सत्ता स्पष्ट रूप से आत्मा के सामने आ जाती 
है। उस सावोन्माद में इतना बल होता है कि आत्मा स्यं अपने में से 
ईश्वर को निकाल कर उसकी आराधना में लीन हो जाती है | कबीर इसी' 
अवस्था को इस प्रकार लिखते हैं :--- 


कब्नीर का रहृस्यवाद 4] 


जल्नि जाई थज्नि उपजी 
आई नगर में आप, 
एक अचभा देखिए 
बिदिया जायो बाप । 
चरम सीमा में, आध्यात्मिक आनंद के प्रवाह में श्रात्मा जो 
परमात्मा से उत्पन्न है अपने मे अंतर्हित परमात्मा का चित्र खींच खेती 
है मानों “बिटिया? अपने बाप को उत्पन्न कर देती है। यही उस आध्या- 
त्मिक आनंद के प्रवाह की उत्कृष्ट सीमा है। आत्मा उस समय अपना 
व्यक्तित्व ही दूसरा बना लेती है। आध्यात्मिक आनंद के तूफान में 
आत्मा उड़ कर अनंत सत्य की गोद भें जा गिरती है, जहाँ प्रेम के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 


शुरु 


गुरु भसाद अरकल भई तोको नहि तर था बेगाना । 
(कबीर) 


रा[गानंद के पैरों से ठोकर खाकर उषा-बेला में कबीर ने जो गुरु 
मंत्र सीखा था उसमें गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति 
थी ! राम-मंत्र के साथ साथ गुरु का स्थान कबीर के हृदय में बहुत 
ऊँचा था उनके विचारानुसार गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा है। बिना 
उसकी सहायता के आत्मा की अशुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं 
हो सकती | अतएव जो व्यक्ति परमात्मा के मिलन में आवश्यक रूप से 
वर्तमान है, जो शक्ति अनंत-संयोग के लिए. नितांत आवश्यक है, उस 
शक्ति का कितना मूल्य है, यह शब्दों मे कैसे बतलाया जा सकता है? 
गुरु की कृपा ही आत्मा को परमात्मा से मिलने के रास्ते पर ले जाती 
है। श्रतणव गुरु जो आध्यत्मिक जीवन का पथ-प्रदर्शक है, ईश्वर से 
भी अधिक आदरणीय है। इसीलिए तो कबीर के हृदय में शंका हो 
जाती है कि यदि गुरु और गोविंद दोनो खड़े हुए हैं तो पहले किसके 
चरण स्पर्श किए जायें ! अन्त में गुरु ही के चरण छुए जाते हैं जिन्होंने 
स्वयं गोविद को बतला दिया है। 
कबीर ने तो सदैव गुरु के महत्व को तीत्र से तीब्र शब्दों में घोषित 
किया है। बिना गुरु के यदि कोई चाहे कि वह ईश्वर का ज्ञान प्राप्त 
कर ले तो वह कठिन द्टी नहीं वरन्‌ असंभव है। “गुरु बिन चेला ज्ञान 
न चहै” का सिद्धांत तो सदैव उनकी आँखों के सामने था। ऐसा गुरु 
जो परमात्मा का ज्ञान कराता है, कबीर के मतानुसार आध्यात्मिक 
जीवन के लिए परमावश्यक है | 
कबीर के विचारों में गुरु आत्मा और परमात्मा में मध्यस्थ है। 


कबीर का रहस्थवाद ६१ 


यही दोनों का संयोग कराता है। संयोगावस्था में चाहे गुरु की आवश्य- 
कता न हो पर जब तक आत्मा और परमात्मा में संयोग नहीं हो जाता 
तब तक गुरु का सदैव साथ होना चाहिये, नहीं तो आत्मा न जाने रास्ता 
भूल कर कहाँ चली जाय ! 
कबीर ने अपने रेखतों में गुरु की प्रशंशा जी खोल कर की है :--- 
गुरुदेव बिच जीव की कटपना ना मिंटे 
गुरुदेव बिन जीव का भल्ता नाहीं, 
गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं 
समुझि विचार ले सने माही । 
राह बारीक गुरुदेव ते पाइये 
जनम अनेक की श्रटक खोले, 
कहे कब्बीर गुरुदेव प्रन मिले 
जीव और सीव तब एक तोले॥ 
करों सतसंर गुरुदेव से चरन गहि 
जासु के दरस तें भर्म भागे, 
सील ओ साँच संतोष आवे दया 
काल की चोट फिर नाहि ल्ागे। 
काल के जाल सें सकल जिच बंधिया 
बिन ज्ञान गुरुदेव घट अंधियारा, 
कहे कब्बीर जन जनम आदचे नहीं 
पारस प्रस पद होय न्यारा ॥ 
गुरुदेव के भेव को जीव जाने नहीं 
जीव तो आपनी चुद्धि डाने, 
शुरुदेव तो जीव को काढ़ि भव-सिंध तें 
फेरि ले सुक्ख के सिंध आने। 
बंद करि दृष्टि को फेरि अंदर करे 
घट का पाट गुरुदेव खोले, 


5६२ कबीर का रहस्यवादइ 


कहत कब्बीर तू देख संखार में 
गुरुदेब समाव कोई नॉहि तोले ॥ 

सभी रहस्यवादियों ने आत्मा की प्रारंभिक यात्रा म गुरु की आव- 
श्यकता मानी है। जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के भाग १ में 
पीर (गुरु) की प्रशंसा लिखी है :-- 

ओ्रो सत्य के वैभव, हुसासुद्दीन, काग़ज के कुछ पन्ने श्र ले और 
पीर के बर्णुन मे उन्हें कविता से जोड़ दे | 

यद्यपि तेरे निर्बल शरीर में कुछ शक्ति नहीं है तथापि (तेरी शक्ति 
के) सूर्य ब्रिना हमारे पास प्रकाश नही है । 

पीर (पथ-प्रदर्शक) ग्रीष्म (के समान) है, और (अन्य) व्यक्ति 
शरत्काल (के समान) हैं। (अन्य) व्यक्ति रात्रि के समान हैं, और 
पीर चन्द्रमा है । 

मैंने (अपनी) छोटी निधि (हुसामद्वीन) को पीर (वृद्ध) का नाम 
दिया है | क्योकि वह सत्य से बुद्ध (बनाया गया) है। समय से बुद्ध नहीं 
(बनाया गया) । ह 

वह इतना बुद्ध है कि उसका आदि नहीं है; ऐसे अनोखे मोती का 
कोई प्रतिद्वन्द्दी नहीं है । 

वस्तुतः पुरानी शराब अधिक शक्तिशालिनी है निस्संदेह पुराना सोना 
अधिक मूल्यवान है । 

पीर चुनों, क्योंकि बिना पीर के यह यात्रा बहुत ही कष्ट-मय, भयानक 
ओर विपत्ति-मय है । 

बिना साथी के तुम सड़क पर भी उद्श्नान्त हो जाओगे जिस पर तुम 
अनेक बार चल चुके हो । 

जिस रास्ते को तुमने बिलकुल भी नहीं देखा उस पर अकेत्ते मत 
चलो, अपने पथ-प्रदशक के पास से अपना सिर मत हटाओ । 

मूर्ख, यदि उसकी छाया (रक्षा) तेरे ऊपर हो ती शैतान की कर्कश 
ध्वनि तेरे सिर को चक्कर में डाल कर तुझे (यहाँ-वहाँ) घुमाती 


कबीर का रहस्यवाद द्डे 


रहेगी । शैतान तुझे रास्ते से बहका ले जायगा ( और ) ठ॒ुके नाश? मे 
डाल देगा; इस रास्ते में तुक से भी चालाक हो गए हैं ( जो बुरी तरह 
से नष्ट किये गए हैं। ) 


सुन ( सीख ) कुरान से-यात्रियों का विनाश ! नीच इबलिस ने 
उनसे क्या व्यवहार किया है !! 

वह उन्हें रात्रि में अलग, बहुत दूर, ले गया--सैकड़ो हज़ारों वर्षो 
की थात्रा म--उन्हें दुराचारी ने (अच्छे कार्यों से रहित) नम्न कर दिया | 

उनकी हड्डियाँ देख--उनके बाल देख ! शिक्षा ले, और उनकी 
ओर अपने गधे ( इंद्रियों ) को मत हाँक | अपने गधे की गर्दन पकड़ 
ओर उसे रास्ते की तरफ उनकी ओर ले जा जो रास्ते को जानते है 
ओर उस पर अधिकार रखते हैं । 

ख़बरदार ! अपना गधा मत जाने दे, और अपने हाथ उस पर से 


मत हटा, क्योकि उसका प्रेम उस स्थान से है जहाँ हरी पत्तियाँ बहुत 
होती हैं | 


यदि तू एक क्षण के लिए भी असावधानी से उसे छोड़ दे तो वह 
उस हरे मैदान की दिशा में अनेक मील चला जायगा । गधा रास्ते का 
शत्रु है, ( वह ) भोजन के प्रेम में पागल-सा है।ओः, बहुत से है 
जिनका उसने सर्वनाश किया है ! 


यदि तू रास्ता नहीं जानता, तो जो कुछ गघा चाहता है, उसके 
विरुद्ध कर | वह अवश्य ही सच्चा रास्ता होगा । 


( पैग़म्बर ने कहा ), उन ( स्त्रियों ) की संमति ले, और फिर ( जो 
सलाह वे देती हैं ) उसके विरुद्ध कर। जो उनकी अवज्ञा नहीं करता, 
वह नष्ट हो जायगा । 


( शारीरिक ) वासनाओं और इच्छाओं का मित्र मत अन--क्योकि 
वे ईश्वर के रास्ते से अलग ले जाती हैं। 


2५ २५ हि 


६४ कबीर का रहस्यवाद 


कबीर ने भी गुरु को सदैव अपना पथ-प्रदर्शक माना है। उन्होंने 
लिखा है :-- 
पासा पकडया प्रम्म का, 
सारी मिथा सरीर, 
सतगुरु दाँव बताइया, 
खेले दास कबीर । 

मध्वाचार्य के द्वेतववाद में जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा के 
बीच में वायु? का विशिष्ट स्थान है उसी प्रकार कबीर के ईश्वरवाद में 
गुरु का कभीर ने जिस गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है उसका 
परिचय क्‍या है ! 

( के ) ज्ञान उसका शब्द हो। लौकिक और व्यावहारिक हो नही, 
बरन्‌ आध्यात्मिक भी । उसमे यह शक्ति हो कि वह पतित से पतित 
आत्मा में ज्ञान का संचार कर उसे सत्पथ की ओर अग्नसर करा दे । 
उसके हृदय में ज्ञान का प्रवाह इतना अ्रधिक हो कि शिष्य उसमें बह 
जाय | उसके ज्ञान से आत्मा के हृदय का अंधकार दूर हो जाय और 
बह अपने चारो ओर की वस्तुएँ स्पष्ट रूप से देख ले | उसे मालूम हो 
जाय कि वह किस ओर जा रहा है--पाप ओर पुणय किसे कहते हैं, 
उन्नति और अवनति का क्‍या तातये है। लोकिक में क्या अंतर है। 
आत्मा को प्रकाशित करने के क्या साधन हैं। 


पीछे लागा जाइ था; 
लोक वेद के साथ | 
आगे थे सतगुरु सिल्‍्या, 
दीपक दिया हाथ ॥ 


जी 


| 9 के के भे $ $ के 


माया दीपक नर पदठुँग, 
ऐ* १ के 
अमि अप्वि इव पडंत । 


कबीर का रहस्थवाद ५ 


कहे ऋबीर गुरु ज्ञान यें, 
एक आध उबरंत ॥ 

(ख) पथ-प्रद्शन काये हो । आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर जहाँ पण 
पग पर आत्मा को ठोकर खानी पड़ती हों, जहाँ आत्मा गसस्‍्ता भूल 
जाती है, वहाँ सहारा देकर निर्दिष्ट मार्ग बतलाना तो गुरु ही का काम 
है। माया मोह की मग-तृष्णा में, ल्ली के सुकुमार शरीर की लालमा 
में, कपट और छुल की क्षणिक आनंद-लिप्सा म आत्मा जब्च कभी 
नित्रंल हो जाय तो उसमें ज्ञान का तेज डाल कर गुरु उसे पुनः उत्साहित 
करे | शिष्य के सामने वह स्पष्ट दिखला दे कि उसमे बह ऐसा! तेज भर 

काया कर्मेंडड भरे लाया, 
उज्ज्वल निमत्र. नीर, 
तन सन जोबन भरि पिया, 
प्यास न सिटो सरीर । 
दे जिससे केवल उसके हृदय में ही प्रकाश न हो वरन्‌ चागे ओर इसके 
पथ पर भी प्रकाश की छुय जगरमगा जाय । शिष्य में संसार की माया 


की अनुरक्ति न हो, | 
कबीर साथा भांइनी, 


सब जग घाल्या धाणि, 
सतरुरु की किरपा भई, 
रे नहीं ,तो करती भोंड | 
वह झूठा वेष न रखे, 


चेसनों भया तो का भया, 
बूका नहीं चिब्ेक, 
छापा तिलक बनाइ करें, 


हि दुाघा लोक शअ्रनेक । 
बह कुसगति में नपड़े, . 
निर्मल बूंद आकाश की 


पढ़ि गई भोंसि घिकार, 


६६ कबीर का रहृस्थवाद 


वह निदा न करे, 
दाष पराये देख कर. 
चल्ला.. ससंत. हसत, 
अपने च्यत न आवई, 
जिनदी आदि न अंत। 
यदि ऐसे दोप शिष्य में कभी आ भी जायें तो गुरु मे ऐसी शक्ति है 
शिप्य को उचित मार्ग का निदंश कर दे । 
इसी कारण गुरु का महत्व ईश्वर के महत्व से भी कहीं बढुकर है। 
१च्वरण्ड संहिता के ठृतीयोपदेश मे गुरु के संबंध में कुछ श्लोक दिये गये 
हैं। वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका श्र्थ यही हैं कि केवल वही ज्ञान 
उपयोगी ओर शक्ति-सपन्न है जो गुरु ने अपने झोठो से दिया है; नहीं 
तो वह ज्ञान निरर्थक, अशत्त और दःखदायक हो जाता है । 'इसमे कुछ 
भी संदेह नहीं कि गुरु पिता है, गरु माता हे और यहाँ तक कि गुरु 
ईश्वर भी ६। इसी कारण उसकी सेवा मनसा वाचा कमणा होनी 
चाहिए | गुरु की कृपा से सभी शुभ वस्तुओं की प्रासि होती है। 
इसीलिए गुरु की सेवा नित्य ही होनी चाहिए, नहीं तो कोई कार्य 
मंगल-मय नहीं हो सकता |? 
ऐसे गुरू की ईश्वरानुभूति मह्ान्‌ शक्ति है । वह अपने शिष्य को उन 
“शब्दोः का उपदेश दे, जिनसे वह परमात्मा के देवी वातावरण में सॉस 


कि 


$भवेद्वीयंचती विद्या गुरु चक्‍त्र समुद्भवा 
अन्यथा फलहीना स्थान्निवरी्याष्यति दुःखदा-- 
[ घेरंड संहिता तृतीयोपदृश; श्लोक १० ॥ 
गुरु पिता गुरुमांता गुरुदेवो न संशय: 
कर्मणा मनसा वाचा तस्मतात्सवें: असेष्यते || ?” श्लोक १३ ॥ 
गुरुपसादतः सवल्वभ्यते शुभमाव्मनः 
तरतास्सेब्यो शुरुनित्यमन्धथा न शुर्म भवेत्‌॥.. 2? श्लोक १४ ॥ 


कबीर का रहस्यवाद ६७ 


ले सके | उसके उपदेश बाण के समान आकर शिष्य के मोहजाल को 
नष्ट कर दें और शिष्य अपनी अज्ञानता का अनुभव कर ईश्वर से मिलने 
की ओर अग्मसर हो। ईश्वर की श्रनुभृति प्राप्त कर जब गुरु शिष्य को 
ईश्वर के दिव्य प्रकाश से परिचित करा देता है, वह गुरु का कार्य समाप्त 
हो जाता है और आत्मा स्वयं परमात्मा की ओर बढ़ जाती है जहाँ किसी 
मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती । गुरु से प्रोत्साहित होकर, गुरु से 
शक्तियाँ लेकर, आत्मा अपने को परमात्मा मे मिला देती है, जहाँ वह 
आनंद सयोग में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में भी गुरु उस आत्मा 
पर प्रकाश डालता रहता है जिस प्रकार नक्षत्र उषा की उजवल प्रकाश- 
रश्मियों के आने पर भी अपना मिलमिल प्रकाश फेंकते रहते हैं । 


हठयोग 


बीर के 'शब्दो! हठयोग के भी कुछ सिद्धान्त मिलते हे । यद्यपि 
उन सिद्धान्तों का स्पष्ट रूप कबीर की कविता में प्रस्फुटित नही 
हुआ तथापि उनका बाह्य रूप किसी न किसी ढंग से अवश्य प्रकट हो गया 
है । कबीर अपढ़ थे। अतएव उन्होंने हठयोग अथवा राजयोग के अथों 
को तो छुआ भी न होगा । योग का जो कुछ ज्ञान उन्हें सत्सग और 
रामानन्द आदि से प्रसाद स्वरूप मिल गया होगा, उसी का प्रकाशन 
उन्होंने अपने बेढगे पर सच्चे चित्रों में किया है। कबीर अपने समय के 
महात्मा थे । उनके पास अनेक प्रकार के मनुष्यों की भीड़ अवश्य लगी 
रहती होगी। ईश्वर, घम ओर वेराग्य के वातावरण में उनका योग के 
बाह्य रूप से परिचित होना असंभव नही था । 
योग का शाब्दिक श्रर्थ जोड़ना ( युज्‌ घात ) है। आत्मा जिस 
शारीरिक या मानसिक साधन से परमात्मा में जुड़ जावे, बदी योग है। 
माया के प्रभाव से रहित होकर जब आत्मा सत्य का अनुभव कर समा- 
घिस्थ हो परमात्मा के रूप में निमम्म हो जाती है उसी समय योग सफल 
माना जाता है। 
योग के अनेक प्रकार हैं :-- 
१ ज्ञानयोग 
२ शजयोग 
३ हठयोग 
४ मंत्रयोग 
५, कर्मयोग, श्रादि 
आत्मा अनेक प्रकार से परमात्मा में संबद हो सकती है। ज्ञान के 
विकास से जब आत्मा विवेक और वैराग्य में अपने अस्तित्व को भूल 


कबीर का रहस्यवाद ६६ 


जाती है और अस्तित्व के कण में परमात्मा का अ्रविनाशी रूप देखती है 
तब मुक्ति में दोनों का अविदित संमिलन हो जाता है ( ज्ञानयोग ) | 
आत्मा कार्यों का परिणाम सोचे बिना निष्काम भाव से कार्य कर 
परमात्मा में लीन हो जाती है (कर्मयोग)। आत्मा परमात्मा के नाम 
अथवा उससे सबंध रखने वाली किसी पंक्ति का उच्चारण करते-करते, 
किसी कार्य-विशेष को करते हुए, ध्यान में मग्न हो उससे मिल जाती है 
( मंत्रयोग )। अपने अंगों ओर श्वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका 
उचित सचालन करते हुए ( हठयोग ) एवं मन को एकाग्र कर परमात्मा 
के दिव्य स्वरूप पर मनन करते हुए. समाधिस्थ हो ईश्वर से मिल जाती 
है (राजयोग) | इस भाँति अनेक प्रकार से आत्मा परमात्मा में संबद्ध हो 
सकती है |! हठयोग और राजयोग वस्तुतः एक ही भाग के दो अंग हैं । 
हृदय को संयत करने के पहले ( राजयोग ) अंगों को संयत करना 
आवश्यक है ( हठयोंग )। बिना हठयोग के राजयोग नहीं हो सकता । 
अतएव हठयोग राजयोग की पहली सीढ़ी है--हठयोग और राजयोग 
दोनो मिल कर एक विशिष्ट योग की पूति करते है। कबीर के संबंध में 
हमें यहाँ विशेषतः हठयोग पर विचार करना है क्योंकि कब्वीर के शब्दों में 
हठयोग ही का रूप मिलता है | 

हठयोग का सारभूत तत्व तो बलपूर्वक ईश्वर से मिलना है। उसमें 


शारीरिक और मानसिक परिश्रम की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती 
है। शरीर को अधिकार में लाने के लिए. कुछ आसनो का अभ्यास 
करना पड़ता हं--ख़ासकर श्वास का आवागमन संचालित करना पड़ता 
है। और मन को रोकने के लिए, ध्यानादि की आवश्यकता पड़ती है। 
१योग-सूत्र के निर्माता पतंजलि ने ( ईसा की दूसरी शताब्दी पहले ) योग 
साधन के लिए आठ अंग माने हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं :--- 


१यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयाउशवंगानि 
[पर्तजल्षि योगदशंत २--साधनपाद, सूत्र २६ 


७० कबीर का रहस्यवाद 


१्यम 

२ नियम 

३ आसन 

४ प्राणायाम 

५ प्रत्याह्मर 

६ धारणा 

७ ध्यान ओर 

८ समाधि 

यम और नियम में आचार को परिप्कृत करने की आवश्यकता पड़ती 
है । यम मे अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रक्मच्य, अपरिग्रह होना चाहिए। 
नियम में पविन्नता, सतोप, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की 
ग्रधानता है। आसन में) ईश्वरीय चिंतन के लिए शरीर की भिन्‍न- 
भिन्न स्थितियों का विचार है। शरीर की ऐसी दशा हो जिसमें बह स्थिर 
होकर हृदय को ईश्वरीय चिंतन के लिए. उत्साहित करें। आसन पर 
अधिकार हो जाने पर योगी शीत और ताप से प्रभावित नहीं होता ।४ 
शिवसहिता के अनुसार ८४ आसन हैं |“ उनमें से चार मुख्य हैं--- 
सिद्धासन, पद्मासन, उप्रासन ओर स्वस्तिकासन । प्रत्येक आसन से शरीर 
का कोई न कोई भाग शक्तियुक्त बनता है। शरीर रोग-रहित हो 

)तन्नाहिसासत्यास्तेय बह्मचर्यापरिप्रहायनमा! 


[पतंजलि योग-सूत्र २०-साधनपाद, सूत्र ३० 
२शोच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि 


नियमः [ १) ११ १9 सूत्र ३२ 
'3सथर सुखमासनस्‌ [. , » 92 सूँन्र ४४ 
“तताो इुन्द्दानभधातः [. , .. $$ ५... सूत्र ४८ 


श्चतुरशीत्यासनानि संति नाना विधानि च 
(शिवसंदिता, दृतीय पटल, श्लोक ८४ 


कबीर का रहस्यवाद ७१ 


जाता है | 
प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम से ताल यही है कि 
वायु-स्नायु या ( ४०४०४ ७०४७ ) स्नायु-फेद्रों पर इस प्रकार 
अधिकार प्राप्त कर लिया कि श्वासोच्छुवास की गति नियमित ओर नाद- 
युक्त (77ए7ा० ) हो जाय । आसन के सिद्ध हो जाने पर ही 
श्वास और प्रश्वात की गति नियमित करनेवाले प्राणायाम की शक्ति 
उद्भासित होती है ।* प्राणायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता 
है ओर मन में एकाग्रता की योग्यता आ जाती हैं।* प्राणायाम में 
श्वास-प्रश्वास की वायु के विशेष नाम है। प्रश्वास ( बाहर छोड़ी जाने 
वाली वायु ) का नाम रेचक है, श्वास ( भीतर जाने वाली वायु ) को 
पूरक कहते है और भीतर रोकी जाने वाली वायु कंंभक कहलती है। 
शिवसंहिता में प्राणायाम करने की आरभिक विधि का सुन्दर निरूपण 
किया गया है ।* 
फिर बुद्धिमान अपने दाहिने ऑँंगूठे से पिंगला ( नाक का दाहिना 
 तस्मिन्त्सति श्वास प्रश्वास योगत विच्छेदः 
प्राणायामः | पतंजलि योगसूत्र २--साधनपाद, सूत्र ४६ 
जततः क्षीयते प्रकाशवरणम्‌ |. + है सूत्र £२ 
घारणा सु च योग्यता सनसः | पतंजलि योगसूत्र, 
२--साधनपाद, सूत्र <३ 
3ततश्च दक्षांगुष्ठेव विरुद्यय पिंगलां सुधी 
इंडया प्रयेद्वायु' यथाशक्‍्या तु कुम्मयेतु 
ततस्यक्तू वा पिंगल्याशनेरव न वेगतः 
[ शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २२ 
पुनः पिगल्या55पूर्य यथाशकत्य तु कुम्मयेत 
इडया रेच्येद्ाायु न वेगेन शनेः शनेः 
| शिवसंदिता, तृतीय पटल, श्लोक २३ 


७२ कबीर का रहस्यवाद 


भाग) बंद करे | इडा (बाँये भाग) से सास भीतर खींचे, और इस प्रकार 
यथाशक्ति वायु अदर ही बंद रखे । इसके पश्चात्‌ ज़ोर से नहीं, धीरे- 
धीरे दाहिने भाग से साँस बाहर निकाले । फिर वह दाहिने भाग से साँस 
खीचे, और यथा-शक्ति उसे रोके रहे, फिर बॉयें भाग से ज़ोर से नहीं, 
धीरे-धीरे वायु बाहर निकाल दे । 

प्रत्याहार में इंद्रियाँ अपने कार्यो से अलग हट कर मन के अ्रनुकूल 
हो जाती हैं । अपने विपयो की उपेक्षा कर इद्वियाँ चित्त के स्वरूप का 
अनुकरण करती हैं ।' साधारण मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास होता हैं । 
इद्रियो के दुःख से उसे दुःख होता है और सुख से सुख | योगी इससे 
भिन्न होता है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम की साधना के बाद 
बह अपनी इद्वियों को अपने मन के अनुरूप बना लेता है। जब वह 
नहीं देखना चाहता तो उसकी आँखें बाह्य पदार्थ के चित्र को ग्रहण ही 
नहीं करती, चाहे वे पूर्ण रूप से खुली ही क्‍या न हो । जब वह स्वाद 
नहीं लेना चाहता तो उसकी जिह्ना सारे पदार्थों का स्वाद गुण अनुभव 
ही न करे चाहे वे उस पर रखे ही क्यो न हो | यही नहीं, वे इंद्रिया मन 
के इतने वश म॑ हो जाती हैं कि मन की वांछित वस्तुएँ भी वे मन के 
समक्ष रख देती हैं ।* याद मन संगीत सुनना चाहता है तो करँद्रिय 
मधुर से मधुर शब्द-तरंगा को अ्रहण कर मन के समीप उपस्थित कर 
देती है। यदि मन सुन्दर दृश्य देखना चाहता है तो नेत्र चित्र-तरंगों 
को अहण कर मन के पटल पर सुन्दर चित्र अंकित कर देता है। 
कहने का तातये यही हैँ कि इंद्रियाँ मन के स्वरूप ही का अनुकरण 
करने लगतां हैं । प्राणायाम से मन तो नियत्रित होता ही है, प्रत्याहार 


स्वविषया संप्रयोग चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याद्वारः 
[ पतंजलि योग-सूत्र, २--साधनपाद, सूत्र ४.४ 

>ततः परसावश्यतान्द्रियाणाम्‌--- 
[पतंजल्नि योगसूत्र, २--साधनपाद, सूत्र २४ 


७छ कबीर का रहस्यवाद 


यम३--- 
(अर) अहिसा 
मांस अहारी मानवा 
प्रतछु राक्षस शअ्रक्ञ, 
तिबको सद्गाति मत करो 
परत भजन से सक्। 
जोरि कर जिबदहे करे, 
कहते हैं ज हलालत, 
जब दुफनर देखेगा दई, 
तब हंगा कोन हवातल् | 
(आ) सत्य 
साई सेती चोरिया 
चोरां. सेती गुरू 
जाणेगा रे जीवणा, 
मार पड़ेगी तुझ। 
(इ ) अस्तेय 
कबीर तहाँ न जाइये, 
जहाँ कपट का हेत, 
जालू कल्ली कनीर को 
तन राता मन सेत 
( ई ) ब्रह्मचय 


नर नारी सब नरक हैं, 

जब लग दुद सकाम, 
कहे कबीर ते राम के, 

जे सुमिरें निहकाम । 


छ्द्‌ कबीर का रहस्थवाद 


इन दस नाड़ियो में तीन नाड़ियाँ मुख्य हैं | इडा, पिगला और 
सुषुम्णा | इडा मेरु-दंड (59789 (००णा०) की बाई' ओर है। 
बह सुधुम्णा से लिपटती हुईं नाक की दाहिनी ओर जाती हैं ।* पिंगला 
नाड़ी मेरू-दड की दाहिनी ओर है। वह सुषुम्धा से लिपटती हुईं नाक 
की बाई ओर जाती है ।* दोनों नाड़ियाँ समास होने से पहले एक दूसरे 
को पार कर लेती हैं । ये दोनो नाड़ियाँ मूलाघार चक्र (शुद्ध स्थान के 
समीप--?८४८७४ ० ७०४८७) से आरभ होती हैं और नाक में 
जाकर समाप्त होती हैं।ये दोनों नाड़ियाँ आधुनिक शरीर-विज्ञान 
'मेग्लिएटेड काड स? (0ब7९7०60 (7४०08) के नाम झऊे 
पुकारी जा सकती हैं ! 

तीसरी सुधुम्णा इडा और पिंगला के मध्य में है ।/ उसकी छः 
स्थितियों हैं, छः शक्तियाँ हैं, और उसमे छः कमल हैं। वह मेरु-दंड में 
से जाती है। वह नामि-प्रदेश से उत्पन्न होकर मेरु-दंड से होती हुई बह्म- 
चक्र में प्रवेश करती है। जब यह नाड़ी कंठ के समीप आती है तो दो 
भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग तो त्रिकुटी (दोनों भौहों के 
मध्य स्थान) लोच अब इंठेलिजेंस (,0096 ० 37/७!8९॥००) में 
पहुँच कर ब्रह्म-रंध से मिलता है और दूसरा भाग सिर के पीछे से होता 


पर 


डूड़ा नारनी तु या चाडी वामत मार्य व्यवस्थिता 
सुघुम्गायां समाश्लिष्य दक्ष नासापुटे गता ««« 
[ शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २४ 
*पिगला नाम या नाडी दक्त मारो व्यवस्थिता 
मध्य नाडीं समाश्लिष्य वाम नाखापुटे गता... 
[ शिवसंद्विता, द्वितीय पटल, श्ल्लोक २५ 
3हृ्ड। पिगलयोर्मध्ये सुघुम्णा या भवेत्सनु 
षट स्थानेघु च घटशक्ति घटपर्य योगिनो विदु “' 
[ शिवसंद्विता, द्वितीय पटल, श्लोक र७ 


कबीर का रहस्यदाद ७७ 


हुआ ब्रह्म-रंत्र में आ मिलता है ।' योग में इसी दूसरे भाग को शक्तियों 
की वद्धि करना आवश्यक माना गया है। इन तीन नाड़ियों म॑ सुपुम्धा 
बहुत महत्वपूर्ण है क्योकि इसी के द्वारा सिद्धि प्रात होती है। 

इस सुषुम्णा नाड़ी के निम्न मुख में कुंडलिनी (सर्पाकार दिव्यशक्ति) 
निवास करती है।* जब कुंडलिनी प्राणायाम से जागृत हो जाती है, ता 
वह सुषुम्णा के सहारे आगे बढ़ती है। सुघुम्धा के भिन्न-भिन्न वश 
(चक्रो) से होती हुई और उनमें शक्ति डालती हुईं वह कुंडलिनी ब्रह्म 
रंध्र की ओर बढ़ती है। जैसे जैस कुंडलिनी आगे बढ़ती है वेसे मन भी 
शक्तियाँ प्रात्त करता जाता है। अन्त में जब यह कुंडलिनी सहसखत-दल 
कमल में पहुँचती है तो सारी यौगिक क्रियाएँ. सिद्ध हो जाती हैं और 
योगी मन और शरीर से अलग हो जाता है। आत्मा पूर्ण स्वतन्त्र हो 
जाती है । 

सुषुम्णा की भिन्न भिन्न स्थितियाँ जिनमें से होकर कुंडलिनी आये 
बढ़ती है, चक्रो के नाम से पुकारी जाती हैं सुघुम्णा में छः चक्र हैं । 

सत्र से नीचे का चक्र बेसिक प्लेक्सस (338० 70७८७) 
कहलाता है। यह भेरु-दंड के नीचे तथा गुद्य और लिग के मध्य में 
रहता हैं | इसमें चार दल होते हैं । इसका रंग पीला माना गया है 
आर इसमें गणेश का रूप ही आराधना का साधन है| इसके चार दल 
अक्षरों के संयुक्त हँ--व श घस | इस चक्र में एक त्रिकोण आकार है 


*दि प्िस्टोरियस कंडलिनी (रेले) पृष्ठ ३५ 
*तन्न विद्यल्लताकारा कुंडली पर देवता 
सा त्रिकरा कुटिला सुघुम्णा मार्ग संस्थिता-- 
[ शिवसंदिता, द्वितीय पटल, श्ञोक २३ 
श्गुदा हयंशुस्तश्चोध्व॑ मेटेकांगुलस्त्वघः 
एवं चास्ति सम कद समत्वांच तुरंगुलम्‌- 
[ शिवसंदिता, पंचम पटल, श्लोक 


ज्द कबीर का रहस्यवाद 


€ 


जिसमें कुंडलिनी, वेगल नव॑ (५०४०७ ९४०४८) निवास करती 
उसका शरीर सर्प के समान साढ़े तीन बार मुंडा हुआ है और वह अजने 
मुख में अपनी पेंछु दबाए हुए है | वह थुउुम्णा नाड़ी के छिद्र के समीप 
स्थित है।' 

उसका रूप इस प्रकार है :--- 


507 
ज्फककर, 







स्कुत्कल्ड हक भा कमा $ 
/ 2007 7/222 222 
2 20225; 22222 2222 
(५2८22 
(// 07५८ 2222 
25५ 20 6८९ 2222 27200, 2 ८22 
02070 22222 





कडलिनी, वेगस नव॑ (४०९४५ ८०४८) ही हृठयोग में बड़ी 


'मुखे निवेश्य सा पुच्छ सुघुम्णा बिवरे स्थिता--- 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक *£७ 


कबीर का रहस्यवाद ७४ 


शक्ति है। बह संसार की सुजन-शक्ति है ।* वह वाग्देवी है जिसका शब्दो 
में वर्शन नहीं हो सकता | वह सर्प के समान होती है और अ्रपनी ही 
ज्योति से आलोकित है।* इस कुडलिनी के जाग्रत होने की रीति 
समझने के पहले पंच-प्राण॒ का ज्ञान आवश्यक है। यह प्राण एक प्रकार 
को शक्ति है जो शरीर में स्थित होकर हमारे शारीरिक कार्यों का सचालन 
करती है। इसे वायु भी कहते हैं| शरीर के भिन्न-मिन्न भागों में स्थित 
होने के कारण इसके भिन्न-भिन्न नाम हो गए हैं। शरीर में दस वायु 
हैं। प्राण, अगन, समान, उदान, व्यान, नाग, कुृम, कृकर, देवदत्त 
ओर घनज्ञय ।5 इनमें से प्रथम पॉच मुख्य हैं | प्राण-वाय हृदय-प्रदेश 
का शासन करती है। अपान नाभि के नीचे के भागों में व्याप्त है समान 
नाभि-प्रदेश में है। उदान कंठ में है ओर व्यान सारे शरीर में प्रवाहित 
है। इसका रूप चित्र १ में देखिए । 

योगी इन सब प्रकार को वायुओं को नाभि की जड़ से ऊपर उठाता 
है ओर प्राणायाम के द्वारा उन्हे साधता है। इन्ही वायुओं की साधना 
कर सूर्यभेद-कु भक प्राणायाम की विशिष्ट क्रिया द्वारा वह योगी मृत्यु का 
विनाश करता है और कुडलिनी शक्ति को जाग्त करता है ।४ इस 


सनक पननर>क मननसन-न. स्‍केअममनननन++नलन-- “24%. 2०५७०... काना टिकतामतग-++320%-++-५+०५॥ पवनन-नन»«कननना या :3/44+%++4 का + कान 8कान-+ 


“जगत्संसष्टि रूपा सा निर्माण सतुतोग्रता 
वाचाम वाच्या वग्देवी सदा देवेनेसस्क्ृता-- 

[ शिवसंहिता. द्वितीय पटल, श्कोक २४ 
*्सुप्ा नागोपमा हो षा स्फुरतों प्रभया स्वया .. 

| शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक श्य 
उग्राणोडपान समानश्चोदान व्यानौ तथेव च 
नागः कूृर्मश्च कृुकरो देवदत्तो धनझ्य..« 

[ घेरंड संहिता, पंचम उपदेश, श्लोक ६० 
१कुमसकः सूर्यभेदस्तु जरा झूत्यु विनाशकः 
बोधयेत कुण्डलीं शक्ति देहानलं विवर्धयेत्‌-- 

[ घेरंड संहिता, पंचम उपदेश, श्लोक दे८ 


स्घ० कबीर का रहस्यवाद 


प्रकार कु'डलिनी के जाणत करने के लिए इन पंच प्राण के साथन की 
भी आवश्यकता है | कबीर ने इन वायुओं के संबंध में अनेक स्थानों पर 
लिखा है :-- 
तिन बिनु बाणे धनुष चढ़ाइये' 
इहु जग बेध्या भाई, 
द॒द दिसी बूड़ी पवन ऊुलावे 
डारि रही ल्लिंव लाई | 
न हा ढक 
पृथ्वी का गुण पानी सोष्या 
पानी तेल मिलावहि'गें, । 
तेज पवन सिद्धि, पृवनण सबद सिद्धि 
ये कहि गालि तवावहि गे । 
कु न ह 
उल्टी गंग नीर बहि आया 
अस्त . धार चुवाई, 
पाँच जने सो संग कर लीन्हें 
चलत  खुमारी जलागी। 
न ना लि 
मलाधार चक्र पर मनन करने से उस ज्ञानी पुरुष को दरदरी सिद्धि 
(मेदक के समान उछलने की शक्ति) प्राम होती है और शनेः शनेः वह 
पथ्वी को संपर्णतः छोड़ कर आकाश में उड़ सकता है ।* शरीर का तेज 
उत्कृष्ट होता है, जठराग्नि बढ़ती है, शरीर रोग-मृक्त हो जाता है, बुद्धि 
और सर्वश्ञता आती है। वह कारणों के सहित भूत, वर्तमान और भविष्य 
*थः करोति सदा ध्यान सूलाधारे विचच्षणः 
तस्य स्थाइदु री सिद्धि भूप्रित्यागकमेण बे-- 
[ शिवसद्दि ता, पंचम पटल के ६४, १९, ६६, ६७ श्लोक 


कबीर का रहस्यवाद न 


जान जाता है| वह न सुनी गई विद्याओ को उनके रहस्यों सहित जान 
जाता है। उसकी जीम पर सदैव सरस्वती नाचती है। वह जपने-मात्र से. 
मंज्न-सिद्धि प्रात्तकर लेता है। वह जरा, मृत्यु और अगशित कष्टों को, 
कष्ट कर देता है| उस चक्र का रूप इस प्रकार है :-- 





मुलाधार चढ़ 


(२) स्वाधिष्ठान चक्र 
यह चक्र लिंगमूल में स्थित है।" शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे 
हाइपोगास्ट्रिक प्लेक्सस ([790६£950० 7?]050७) कह सकते हैं । 
इसमें छः दल होते हैं। इसके संकेताक्षर हैं ब, भ, म, य, र, ल | इसका 
नाम खाधिष्ठान चक्र है।यह चक्र रक्त वर्ण है। जो इस चक्र पर 
चितन करता है, उसे सभी सुन्दर देवांगनाएँ: प्यार करती हैं | वह विश्व 


१ द्वितीयंतु सरोज च लिंगामुले व्यवस्थितम्‌ 
बादिल्ांतं च पड़वर्ण परिभास्वर पड्दलम-- 
| शिवसंद्विता, पंचम पटत्ष, श्लोक ७९ 


प्र कबीर का रहृस्यवाद 


भर में बंधन मुक्त ओर मय राहत दोकर घूमता हैं। वह अशिमा ओर 
लघधिमा सिद्धियों का स्वामी बन मृत्यु जीत लेता है। 





स्वाधिष्ठान चक्र 
(3) मशिपूरक चक्र 


५ 
प्रा 


यह चक्र नाभि के समीप स्थित है । यह सुनहत्ले रग का है, इसके दस 
दल हैं | इसके दलो के संकेताक्षर हैं ड, ढ़, ण, त, थ, द, घ, न, 
प, फ | इसे शरीर-विज्ञान के अनुसार कदाचित्‌ सोलर प्लेक्सस 50]27 
7]0%0०७) कहते हैं । इस चक्र” पर चितन करने से योगी पाताल 
(सदा सुख देने वाली) सिद्धि प्राप्त करता है। वह इच्छाओं का स्वामी, 
रोग और दुःख का नाशकर्चा दो जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रवेश 


(तृतीय पंकर्ज नाभो मशणिपूरक संज्कम्‌ 
दुशार' डाफिकांताणं शोमित॑ हेमवणकम । 
| शिवसंहिता, प्‌ चम्त पटल, श्लोक ७६ 


कबीर का रहृस्यवाद ब्परे 


कर सकता है। वह स्वर्ण बना सकता है और छिपा हुआ ख़जाना भी 
देख सकता है। 





पश्थिक चढ़ 
(४) अनाहत चक्र 


ह चढद् हृदय-स्थल में रहता है ।* इसके बारह दल होते हैं। इसके 
संकेताहुर हैं, क, ख, ग, घ, 5, च, छ, ज, रू, जे, 2, ठ5। यह रक्त 
वर्ण है। शरीर-विज्ञान के अनुसार यह्‌ कारडियक प्लेक्सस ((उ090 
[]०50७) कहा जा सकता है। जो इस चक्र पर चितन करता है वह 


ष्टः 
ध््ा 


अपरिमित ज्ञान प्राप्त करता है । भूत, मविष्य और वर्तमान जानता 


१ हु्य्येडनाहतं नाम चत्तुर्थ पंकर्ज सवेत्‌ । 
का्विद्ंतांथ संस्थान द्वादशारसमन्विसम्‌ । 
अतिशोर्ण वायु बीज प्रसादस्थानमीरितम्‌ ॥ 
[शिवसहिता, पंचम पटल, श्ले।क ८ईे 


द््ड कबीर का रहस्यवाद 


है। वह वायु में चल सकता है, उसे खेचरी शक्ति (आकाश में जाने 
की शक्ति) मिल जाती है। इस चक्र का रूप इस अकार हैः-- 





अनाहत चढ़ 


कत्नीर इस चक्र के विषय में कहते हैं :--- 
द्वादस दल भमिश्ंंतर भ्यंत, 
तहाँ प्रभु पाइसि कर ले च्यंत् । 
अमिज्नन मलिन धरम नहीं छाहां, 
दिवसे न राति नहीं है ठाहोँ। शब्दु ३२२८ 
(५) विशुद्ध चक्र 
यह चक्र कंठ में स्थित है।" इसका रंग देदीप्यमान स्वर्ण की भाँति ' 
है। इसमें १६ दल हैं, यह स्व--न्‍ध्वनि का स्थान है। इसके संकेताक्षर है 
श्र, क्षा, ३; द््‌, उ, ऊ; ऋे, के, लू, छू, ए, ऐ, ञ्नो, ञ्ो, शं, झः । है 


) क्टस्थानस्थितं पश्च विशुद्ध नामपंचम्रम्‌ । 


सुद्देमाभ॑ स्वरोपेत॑ पोडशस्वर स'युतम्‌ ॥ 
(शिवसद्विता, पचम पटल, श्लोक ६० 


प्प६्‌ कबीर का रहस्यवाद 


हैं, इसका रंग श्वेव हैं, सकेताद्षर ह और कज्ष हैं। शरीर-विज्ञान के 
अनुसार इसे केवरनस प्डेक्सस ( (8५९०॥०८५ 765०७ ) कृह सकते 
हे | यह प्रकाश-बीज हे, इस पर बचितन करने से ऊँची से ऊँची 





भज्ञा चकु 
सफलता मिलती है।” इसके दोनों ओर इंडा और पिगला हैं वही 
मानो क्रमशः बरणा और असी हैं और यह स्थान वाराणसी है। यहाँ 
विश्वनाथ का वास है ) 

कुण्डलिनी सुषुम्णा के छः चक्रों में से होती हुई अलह्नन्रंत्र 
पहुँचती है। वहाँ सहख-दल कमल है, उसके मध्य में एक चन्द्र है। उस 
त्रिकोण भाग से जहाँ चद्ध है, सदैव सुधा बहती है। वह सुधा इडा 
नाड़ी द्वारा प्रवाहित होती है। जो योगी नही है, उनके ब्रह्म-रंध्र से जो 
अमृत प्रवाहित होता है उसका शोषण मूलाधार चक्र में स्थित सूर्य 
द्वारा' हो जाता है और इस प्रकार वह नष्ट हो जाता है। इससे शरीर 


)एतदेव परंतेजः रूच्तन्त्रेपु मान्रिणः । 
चिन्तयित्वा सिद्धि खमते वात्र संशयः । 
| शिवर्सश्ता, पंचम पथ्ल, श्लोक ध्८ 
*मूलघारे हि यत्यञझ्म घतुब्पन्न व्यवस्थितस्‌ । 
तन्न सध्यहि या योनिस्तस्यां सूर्थो व्यवस्थित । 
| शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १०६ 


दि 


९. 


कबार का रहस्यव 


५ पु (2 
22५ 0५ हक, 





के ध 
2 








की 


म्लुष्प है शरीर मै पट की का निरूपय, 





नाड़ियों सहित मनुष्य के शरीर में घट चक्र 


चित्र २ 


कबीर का रहस्यवाद के 


वृद्ध होने लगता है| यदि साधक इस प्रवाह को किसी प्रकार रोक दे 
ओर सूर्य से शोपण न होने दे तो उस सुधा को वह अपने शरीर की 
शक्तियो की बृद्धि करने में लगा सकता है । उस सुधा के उपयोग से वह 
अपना सारा शरीर जीवन की शक्तियों से भर लेगा और यदि उसे तक्षुक 
सर्प भी काट ले तो उसके सवा ग में विप्र नही फेल सकता ।* 


सहख-दल कमल तालु-मूल में स्थित है।* वहीं पर सुघुम्या का 
छिद्र हैं। यही ब्रह्म-रंत्र कहलाता है। तालु-मूल से सुधुम्णा का नीचे की 
ओर विस्तार है ।* अत में वह मूलाघार चक्र में पहुँचती है। वहीं से 
कुंडलिनी जाग्रत होकर सुपुम्णा में ऊपर बढ़ती है और अंत में ब्रञन-रंध्र में 
पहुँचती है | ब्रह्म-रंत्र में ब्रज की स्थिति है जिसका ज्ञान योगी संदेव प्राप्त 
करना चाहता है | इस रश्न में छः दरवाजे हूँ जिन्हे कुंडलिनी ही खोल 
सकती है । इस रंप्र का रूप बिंदु (०) रूप »ै। इसी स्थान पर प्राणु- 
शक्ति! सचित की जाती है। प्राणायाम की उत्कृष्ट स्थिति ग इसी विद 
में आत्मा ले जाई जातो है। इसी विदु में आत्मा शरीर से खतंत्र होकर 
'सोडहं? का अनुमव करती है। मनुष्य के शरीर में षद्चक्रों का 
निरूपण चित्र २ में देखिए । 

कबीर ने अपने शब्दों में इन चक्रो का वर्णन विस्तार से तो नहीं 
किदु साधारण रूप से किया है। उदाहरणा् एक पद लीजिए. :-- 











$हुडयोग प्रदीपिका पृष्ठ €३ 

*अतः उध्च ताजुमूत सहलार सराण्डम 

अस्ति यन्न सुघुम्धाया सूल स्तर स्थितस्‌ -- 
[ शिवसंदहिता, पंचम पटज, श्लोक १२० 

3 तालुमूले सुशुम्णा सा श्रधोवक्‍त्ा प्रवतेते-- 

[शिवसंहिता; पंचम पटक श्क्ोक, १२१ 


घ्प कबीर का रइस्यवाद 


( ब्रह्म-रं्र के विंदु पर ) 
ब्रह्म अगनि में काया जारे, 
ह्िकुटी संगम जागै, 
कहे कबीर सोई जोगेस्वर 
सहज सुन ल्‍यो लागे। 
कबीर अर थावली, शब्द ६&६ 
सहज सुन्न इक बिरवा उपजा 
घरती जलहर  साख्या, 
कद्दि कबीर हो ताका सेवक 
जिन यहु बिरवा देख्या। 


शब्द्‌ू १०८ 
जन्म मरन का भय गया, 
गोचिन्दु लव॒ लागी, 
जीवत सुत्चन समानिया, 
गुरू साखी जागी। 
शब्द ७३ 


रे मन बेढि किते जिन जासी । 

उल्तटि पवन षट चक्र निवासी, 

तीरथ राज गग तद वासी । 

गगन मंडल रवि ससि दोइह तारा, 

उल्टी कू ची लारा किवारा | 

कहद्टे कबीर भया उजियारा, 

पंच मारि एक रहो निनारा । 

प्राणायाम की साधना की सफलता धारणा, ध्यान और समाधि के 

रूप में पहिचान कर कबीर ने उनका एक साथ ही वर्णन कर दिया है। 
हम कबीर को योग-शास््र का पूर्ण पंडित उनके केवल सत्संग ज्ञान से नहीं 
मान सकते | धारणा, ध्यान और समाधि का संमिश्रण हम उनके रेखतों # 


कबीर का रहस्यवाद सम 


व्यापक रूप से पाते हैं| न तो उन्होंने धारणा का ही स्वरूप निर्धारित 
किया है और न ध्यान एवं समाधि ही का । तीनों की “त्रिबेनी? उन्होंने 
“एक साथ ही प्रवाहित कर दी है। इस स्थल को समभने के लिये उनके 
वे रेखते जिनमें उन्होंने प्राणायाम के साथ धारणा, ध्यान और समाधि 
का वर्णन किया है उद्धुत करना अयुक्तिसगत न होगा । 
देख वोजूद में अजब बिसराम है 
होथ मोजूदू तो सही पावे, 
फेरि सन पवन को घेरि उल्नटा चढ़े 
पाँच. पच्चीस को उलटिे खावबे। 
सुरत का डोर सुख सिंध का झूलना 
घोर की सोर तहाँ नाद गावे, 
भीर बिन कंवल तद देखि अति फूलिया 
कहै. कब्बीर सन भंँवर छावे। 
चक्र के बीच में कंवज अति फूलिया 
तासु का सुक्ख कोई संत जाने, 
कुलुफ नो द्वारा औ पवन का रोकना 
तिरकुटी मछू सन अभंवर आने, 
सबद की घोर उहूँ आर ही द्वोत हे 
अधर दरियाव को सुक्ख माने, 
कहे कब्बोर थों मूल सुख सिंध में 
जन्म ओर मरन का भर्म भाने। 
गंग ओर जम्ुन के घाट को खोजि ले 
भव गुजार तहेँ. करत भाई, 
सरसुती नौर तह देखु निर्मल बहै 
तासु के नीर पिये प्यास जाई, 
'पांच की प्यास तहं देखि पूरी भई 
तीव ताप तहेँ लगे नाहीं, 


कबीर का रहस्यवाद 


कहे कड्यमीर यह शभ्रगस का खेल है 

गेब का घचांदना देख माँही। 
गड़ा निस्सान तह सुन्न के बीच से 

उलदि के सरत फिर नहि आदे, 
दूध को मत्य करि घिते न्‍यारा किया 

बहुरि फिर ठत्त से ना समावे, 
माड़ि मत्थान तहाँ पॉँच उल्लटा किया 

नाम नोनीति ले सुक्ख फेरी, 
कहे कब्बीर थों सन्‍त निभय हुआ 

जन्त और मरन को मिदी फ़री। 


अाक इप वा: कका, कट (फाजद कह क "यलातात' अत 


इफ़ोमत और कबीर 


एह्ससबाद का अतिम लक्ष्य है. आत्मा ओर परमात्मा का मिलन । 
इस मिलन में एक बात आवश्यक है। वह आत्मा को पविन्नता 
है। यदि आत्मा में ईश्वर से मिलने की उत्कट आकाझ्या होने पर भी 
पविन्नता नही है तो परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता । आत्मा को सारी 
आ्राकाज्ञा घनीभूत होकर पयित्रता की समता नहीं कर सकती | पविन्नता भ॑ 
जो शक्ति है वह आकांजा में कहाँ! आकाक्ा न होने पर भी पविन्नता 
दैवी गुझों का आविभाव कर सकती है। उसमें आध्यात्मिक तत्व की वे 
शक्तियाँ अंतर्निहित हैं जिनसे ईश्वर की अनुभूति सहज ही में हो सकती है 
पविन्नता उन विचारों से बनती है जिनमे वासना, छुल, कुझचि ओर 
ग्रस्तेव का बत्िप्कार है। वासना का कलुपित व्यमिचार हृदय को मलीन 
न होने दे | छुत का व्यवहार मन के विचारों को विकृृत न होने दे | 
करुचि का जघन्य पाप हृदय की प्रद्ृत्तियों को बुरे मार्ग पर न ले जाय 
ओर अस्तेय का आतक हृदय में दोषों का समुदाय एकत्रित न कर दे ! 
इन दोषाो के आतंक से निकल कर जब झात्मा अपनी प्राकृतिक क्रिया 
करती हुईं जीवन के अज्ले प्रत्ग में प्रकाशित होती है तो उसका वह 
आलोक पविन्नता के नाम से पुकारा जाता है| यह पविन्नता ईवरीय मिलन 
के लिये आवश्यक सामग्री है । जलाल्द्दीन रूमी ने यही बात अपनी मस- 
नवी के ३४६० वें पद्म में लिखी है, जिसका भावार्थ यह हैं कि अपने 
अहम्‌ की विशेषताओं से दूर रह कर पवित्र बन, जिससे तू अपना मैल से 
रहित उज्ज्वल तत्व देख सके ।? 
यह पविन्नता केबल बाह्य मन हो आतरिक भी होनी चादिये । स्नान 
कर चंदन तिलक लगाना पवित्रता का लक्षण नहीं है। पविन्नता का 
लक्षण है हृदय को निष्कपट और निरीह भावना | उसी पविन्नता से 


&२ कबीर का रहस्यवाद 


ईश्वर प्रसत्न होता है। तभी तो कत्नीर ने कहा १-- 
कहा भय्रों रचि स्वॉग बनायो, 
अंतरजासी निकट न आायो । 
श्र 
कहा भयो तिलक गर जपमाला, 
मरम न जाने मिलन गोपाला ! 


दिन प्रति पसू करे हरिद्दाई, 
गरे काठ बाकी बाँन न आई | 


स्वॉग सेत करणीं मनि काली, 
कहा भयो गलि माला घाली। 
बिन ही प्रेम कहां भयों रोए, 
भोत्तरि मेलि बादरि कहा घोए। 
गलगल स्वाद सगति नहीं घीर, 
चीकन चंदवा कहे कबीर । 
सारी वासनाओं को दूर कर हृदय को शुद्ध कर लो, यही परमात्मा 
से मिलन का मार्ग है ! उत्ती पविन्न स्थान में परमात्मा निवास करता है 
जो दपण के समान स्वच्छु और पवित्र है, क-वासनाओं की कालिमा से 
दूर है | रूमी ने ३४५६ वें पद्म में कहा है ;--साफ़ किये हुये लोहे की 
भाँति जड्ढे के रड़ को छोड़ दे, अपने तापस-नियोग से जड्ज-रहित दर्पण 
बन |! इसी विषय को विवेचना में उसने चित्र-कला के संबंध में प्रीस 
आर चीन वालों के वाद-विवाद की एक मनोरञ्ञक कहानी भी दी है, 
उसे यहाँ लिख देना अनुपयुक्त न होगा । 
चित्रकला में ग्रीस ओर चीनवालों के व।द-विवाद की कहानी 
चीनवालों ने कह--“ हम लोग अ्रच्छे कलाकार हैं |” ग्रीसवालों ने 
कहा--“हम लोगों में अधिक उत्कृष्टता और शक्ति है।” 
३४९८, सुबतान ने कहा --इस विषय में ठुम दोनों की परीत्ा 
लूंग। और तब यह देखूँगा कि तुममें से कौन अधिकार में सच्चा 
उतरता |” 


कधार का रहस्थवाद डे दे 


३४६६, चीन और ग्रीसवाले वाग्युद्ध करने लगे, ग्रीसवाले विवाद 
से हट गये । 

३४७०, तब चीनियों ने कह्ा--“हमें कोई कमरा दे दीजिये और 

४ आ्राप लोग भी अपने लिए, एक कमरा ले लीजिये ।?! 

३४७१, दो कमरे थे जिनके द्वार एक दूसरे के रुमुख थे। चीनियों 
ने एक कमरा ले लिया, ग्रीसवालो ने दूसरा । 

३४७२, चीनियों ने राजा से विनय की, उन्हें सौ रंग दे दिये 
जायें | राजा ने अपना ख़जाना खोल दिया कि वे (अपनी इच्छित 
बस्तुएँ: ) पा जायें । 

३४७३, प्रत्येक प्रातः राजा की उदारता से, ख़ज़ाने की ओर से 
चीनियों को रंग दे दिये जाते । 

३४७४; ग्रीसवालों ने कहा--/हमारे काम के लिये कोई रंग को 
आ्रावश्यकता नहीं, केबल जंग छुड़ाने की आवश्यकता है ।” 

३४७५, उन्होने दरवाजा बंद कर लिया और साफ़ करने में लग गए, 
वे (वस्तुएँ) आकाश की भाँति स्वच्छ और पवित्र हो गई | 

३४७६, अनेक रंगता की शूल्य की ओर गति है, रंग बादलों की 
भाँति है और शून्य रंग चंद्र की भाँति। 

३४७७, तुम बादलों में जो प्रकाश और वैभव देखते हो, उसे समफ्क 
लो कि वह तारो, चंद्र ओर सूथ से आता है | 

३४७८, जब चीन वालों ने अपना काम समास्त कर दिया, वे 
अपनी प्रसन्नता की दु दुभी बजाने लगे। 

३४७६, राजा आया और उसने वहाँ के चित्र देखे। जो दृश्य 
उसने वहाँ देखा, उससे वह अवाक्‌ रह गया। 

३४८०, उसके बाद वह ग्रीसवालों की ओर गया, उन्होंने बीच का 
परदा हटा दिया है । 

३४८१, चीनवालों के चित्रों का ओर उनके कला-कार्यो का 
प्रतिबिब इन दीवारों पर पड़ा जो जंग से रहित कर उज्ज्वल बना दी 


8४ कबीर का रहस्थवाद 
गई थीं | 

३४८२, जो कुछ उसने वहाँ ( चीनवालों के कमरे मे ) देखा था, 
यहाँ और भी सुन्दर जान पड़ा | मानो आँख अपने स्थान से छीनी जा 
रही थी। 

२४८३, भीतवाले, ओ पिता ! सूफ़ी दे । वे अध्ययन, पुस्तक और 
ज्ञान से रहित (स्वतंत्र) हैं | 

३४८४, किन्तु उन्होंने अपने हृदय को उज्ज्वल बना लिया है 
ओर उसे लोभ, काम, लालच और घुणा से रहित कर पवित्र बना 
लिया है। 

३४८८५, दर्पण की वह खच्छुता ही निस्सदेह हृदय है, जो अंगशणित 
चित्रों को अहण करता है । 

इस प्रकार आत्मा के पवित्र हो जाने पर उसमें परमात्मा के मिलने 
की क्षमता आती है। 

आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ में यद्यपि आत्मा परमात्मा से अलग 
रहती है, पर जमे जैसे आत्मा पवित्र बन कर ईश्वर से मिलने दी 
आकाछ्वा में निमम होने लगती है वेसे बेसे उसमे ईश्वरीय विभूतियों के 
लक्षुण स्पष्ट दीखने लगते हैं | जब आत्मा परमात्मा के पाप्ठ पहुँचती है 
तो उस दिव्य सयोग में वह खवयं परमात्मा का रूप रख लेती है। रूमी 
ने अपनी मसनवी के १५३ १ वे और उसके आगे के पतद्मों में जिखा है--- 

जब लहर समुद्र में पहुँची, वह समुद्र बन गईं! जब बीज खेत में 
पहुँचा वह शस्य बन गया। 

जब शेटी जीवघारी (मनुष्य) के संप्क में आई तो मृत रोटी जीवन 
ओर शान से परिप्रोत हो गई । 

जब मोम और ईंधन आग को समर्पित किये गए. तो उनका अंधकार 
मय अन्तर-तम भाग जाज्वल्यमान हो गया | 

जब सुरमे का पत्थर भप्मीभूत हो नेत्र में गया तो वह दृष्टि में 
परिवर्तित हो गया और वहाँ वह निरीक्षक हो गया | 


कबीर का रहस्यचाद $ २ 


ओह, वह मनुष्य कितना सुखी है जो अपने से स्वतंत्र हो गया है 

ओर एक सजीव के अस्तित्व में संभिलित हो गया है | 
कबीर ने इसी विचार को बहुत परिप्कृत रूप में रखा है। वे यह 
नही कहते कि जब लहर समुद्र मे पहुँची तो समुद्र बन गई, पर वे यह 
ते हैं कि हम इस प्रक्कार दिखेंगे जैसे तरंगिनी की तरंग, जो उसी में 
उत्पन्न होकर उसी में मिलती है। रूमी ठो कहता है कि जब तरंग समुद्र 
में पहुँची तब वह सनुद्र बनी। पहले वह समुद्र अथवा समुद्र का 
भाग नहीं थी | कबीर का कथन है कि तरंग तो सदैव तरंगिनी में वर्तमान 

है। उसी में उठती और उसी में गिरती है--- 

जेसे जलहि. तरंग तरंगिनी, 

ऐसे हम. दिखल्लाबडि'मे । 

कहे कबोर स्वासी सुख खागर, 

हंसदि हंस पिलावाहिगे || 
ऐसे स्थिति में संसार के बीच आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप अहरण 
करती है | आत्मा की सेवा मानों परमात्मा की सेवा है और आत्मा 
का स्पश मानो परमात्मा का स्पर्श है। आत्मा संवार में उसी प्रकार 
रहती है जिस प्रकार परमात्मा की विसूति संसार के अंग-प्रत्यग में निवास 
करती रहती है। आत्मा में एक प्रकार की शक्ति आ जाती है जिसके 
द्वारा वह मनुष्यता को भूल कर विश्व की दृहत परिधि से विचरणु करते 
लगती है। वह मनुष्यता को पाप के ब्हापित आतंक से बचाती है 
पाप का निवारण करने लगती है ओर जो व्यक्ति ईश्वर विमुख है अथवा 
धार्मिक पथ के प्रतिकल है उसे सदैव सहारा देकर उन्नति की और 
अग्रसर करती है | वह आत्मा जो ईश्वर के आलोक से आलोकित है, 
अन्य आत्माओं की अंघकारमयी रजनी में प्रकाश ज्योति बन कर पथ- 
प्रदर्श करती है। उसमें फिर यह शक्ति आ जाती है कि वह संसार के 
भौतिक साधनों की नश्वरता को समझे कर आध्यात्मिक साधनों का 
महत्व लोगों के सामने रूपकों की भाषा मे रखने लगे। उसी समय 


& ६ कंबीर का रहस्यवाद 


आत्मा लोगो के सामने उच्च खर में कह सकती है कि मै परमात्मा हूँ। 
मेरे ही द्वारा अस्तित्व का तत्व पृथ्वी पर वर्तमान है, यही रहस्यवाद को 
उत्कृष्ट सफलता है । 

आत्मा के इश्वरत्व की इस स्थिति को जलालुद्दीन रूमी ने अपनी 
मसनवी में एक कहानी का रूप दिया है। वह इस प्रकार है :-- 

ईश्वरतव 

शेख़ बायजीद हृज्ज ( बढ़ी तीर्थ-यात्रा ) ओर उमरा ( छोटी तीर्थ- 
यात्रा ) के लिये मक्का जा रहा था। 

जिस जिस नगर मे वह जाता वहाँ पहले वहाँ के महात्माश्रों की खोज 
करता । 

--वह यहाँ वहाँ घूमता और पूछता, शहर में ऐसा कौन है जो 
( दिव्य ) अंतद्द ष्टि पर श्राश्रित है ! 

--ईश्वर ने कहा है-अपनी यात्रा में जहाँ कहीं तू जा; पहले तू 
महात्मा की खोज अवश्य कर | ख़ज़ाने की खोज में जा क्योंकि सांसारिक 
लाभ और हानि का नंबर दूसरा है। उन्हें केवल शाखाएँ समझ, 
अड़ नहीं | 

उसने एक वृद्ध देखा जो नये चंद्र की भाँति कुका हुआ था; उसने 
उस मनुष्य में महत्मा का महत्व और गोरव देखा । 

“-उसकी आँखों में ज्योति नहीं थी, उसका हृदय सूर्य के समान 
जगमगा रहा था जैसे वह एक हाथी हो जो हिन्दुस्तान का स्वप्न देख 
रहा हो | 

“'“गाखें बंद कर सुषुप्त बन वह सेकड़ों उल्लास देखता है। जब वह 
आँखें खोलता है, तो उन उल्लासों को नहीं देखता। ओह, कितना 
आश्रय है ! 

““नींद्‌ में न जाने कितने आश्चर्य-जनक-व्यापार इृष्टिगत होते हैं, 
नींद में हृदय एक खिड़की बन जाता है । 


कबीर का रहस्यवाद $ ७ 


--जो जागता है ओर सु दर स्वप्न देखता है वह ईश्वर को जानता 
है। उसके चरणों को धूल अरनी आँखों में लगाओ । 

--वह बायज्ञीद उसके सामने बैठ गया और उसने उसकी दशा के 
विषय में पूछा, उधने उसे साधू ओर गहस्थ दोनों पाया । 

उसने ( वृद्ध मनुष्य ने ) कद्मा-श्रो बायज्ञीद, त्‌ कहाँ जा रहा 
है ? अपरिचित प्रदेश में किस स्थान पर अपनी यात्रा का सामान ले जा 
रहा है ९ 

--बायज़्ीद ने कद्दा--प्रातः में काबा के लिये रवाना हो रहा हूँ 
“ये?? दूसरे ने कहा--“रास्ते के लिए. तेरे पास क्या सामान है १”? 

--मेरे पास दो सौ चाँदी के दिरहम हैं? उसने कहा--“*देखो वे 
मेरे अँंगरखे के कोने में बंधे हैं ।? 

--उसने कहा--“सात बार मेरी परिक्रमा कर ले और इसे अपनी 
तीथ्थ-यात्रा काबे की परिक्रमा से अच्छा समझे ।” 

“और वे द्रिहम मेरे सामने रख दे, ऐ उदार सज्जन | समझ 
से कि तने काब्रा से अच्छी तीथ-यात्रा कर ली है और तेरी इच्छाश्रो की 
पूर्ति हो गई है ।१ 

“और तूने छोटी तीर्थ-यात्रा भी कर ली, अ्रंनत जीवन की प्राप्ति 
कर ली | अन्य तू साफ हो गया ।” 

--“सत्य ( ईश्वर ) के सत्य से, जिसे तेरी आत्मा ने देख लिया 
है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ. कि उसने अपने अधिवास से भी ऊपर 
मुझे चुन रखा है ।” 

---“यद्यपि काबा उठ्के धामिक कर्मों का स्थान है, मेरा यह 
आकार भी जिसमें मै उत्पन्न किया गया था, उसके अंतरतम चित्‌ का 
स्थान है [? 

“जब से ईश्वर ने काबा बनाया है वह वहाँ नहीं गया और मेरे 
इस मकान में चित्‌ ( ईश्वर ) के अतिरिक्त कोई कभी नहीं गया ।?? 

“जब तूने मुक्के देख लिया, तो तूने ईश्वर को देख लिया। तूने 

७ 


श्प्य कबीर का रहस्यवाद 


पविन्नता के काबा की परिक्रमा कर ली है ।”' 
“मेरी सेवा करना, ईश्वर की आजा मान कर उसकी कीर्ति 
बढ़ाना है ख़बरदार, तू यह मत समझना कि ईश्वर मुझसे अलग है |” 
---“अपनी आँख अच्छी तरह से खोल और मेरी ओर देख, 
जिससे तू मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश देखे |? 
बायज़ीद ने इन आध्यात्मिक बचनों की ओर ध्यान दिया। अपने 
कानों में स्वणं-बालियों की भाँति उन्हें स्थान दिया | 
कभीर ने इसी भावना को निम्नलिखित पद्म में व्यक्त किया है ;--- 
हम सब माँहि सकल हम मोदी, 
हम थे और दूसरा नाहीं। 
तीन लोक में हमारा पसारा, 
अआ्रवागमन सब खेल इमारा | 
खट दरशन  कहियत  भेखा, 
हमही भ्रतीत रूख नहीं रेखा। 
हम हो आप कबीर कहावा, 
हमही अपना आप लखावा। 
जब आत्मा परमात्मा की सत्ता में इस प्रकार लीन हो जाती है तन 
उसमें एक प्रकार का मतवालापन आ जाता है। वह ईश्वर के नशे में 
दूर हो जाती है| संसार के साधारण मनुष्य जो उस मतवालेपन को 
नहीं जानते उसकी हँसी उड़ाते हैं। वे उसे पागल समभते हैं। वे क्‍या 
जानें उसे मस्त बना देने वाले आध्यात्मिक मदिरा के नशे को, जिसमें 
संसार को भुला देने की शक्ति होती है। रूमी ने ३४२६ वे ओर उसके 
आगे के पद्मों में लिखा हैः-- 
जब मतवाला व्यक्ति मद्रिलय से दूर चला जाता है वह बच्चो के' 
हास्थ और कौतुक की सामग्री बन जाता । जिस रास्ते वह जाता है, कीचड़ 
में गिर पड़ता है, कमी इस और कभी उस ओर । प्रत्येक मूर्ख उस पर 
ईंसता है। वह इस प्रकार चला जाता है और उसके पीछे चलने वाले 


कबीर का रहस्थवाद ६ 8 


बच्चें उस मतवालेपन को नहीं जानते और नहीं जानते उसकी मदिरा के 
स्वाद को | 
सभी मनुष्य बच्चों के समान हैं, केवल वहीं नहीं है जो ईश्वर के 
पीछे मतवाला है। जो वासनामयी प्रव्नत्ति से स्वतंत्र है, उसे छोड़ कर 
कोई भी बड़ा नहीं है । 
इस मतवालेपन का वन कबीर ने भी शक्तिशाली रेख़ते में किया 
है। वह इस प्रकार है :-- 
छुका श्रवधूत मस्तान भाता रहै 
ज्ञान बेराग सुधि लिया पूरा; 
स्वास उस्बासा का प्रेम प्याला पिया 
गगन गरजें तहाँ बजे तूरा। 
पीठ संसार से माम राता रदे 
ज्ञातन जरना लिया सदा खेलने, 
कहे कब्बीर गुरु पीर स सुरखरु 
प्रम सुख धाम तद्द भान मेले । 
इस खुमार को वे लोग किस प्रकार समझ सकेंगे जिन्होंने “इश्क़ 
हक़ीक़ी?, की शरात्र ही नहीं पी | 


अनंत संयोग 
( अवशेष ) 


ट्वूस प्रकार आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है| आत्मा 
बढ़ु कर अपने को परमात्मा तक खींच ले जाती है । जरसन ने 
तो इसी के सहारे रहस्यवादी को मीमांसा की थी। उन्होंने कहा था-- 
रहस्यवादी की अभिव्यक्ति उसी समय होती है जब आत्मा प्रेम की अमूल्य 
निधि लिए हुए! परमात्मा में अपना विस्तार करती है। पवित्र और उमड़ 
भरे प्रेम से परिचालित आत्मा का परमात्मा में गमन ही तो रहस्ववाद 
कहलाता है ! डायोनिसस एक कदम आगे बढ़ कर कहते हैं : परमात्मा 
से आत्मा का अत्यंत गुप्त वागू-विलास ही रहस्यवाद है |* डायोनिसस 
ने आत्मा को परमात्मा तक जाने का कष्ट ही नहीं दिया | उन्होंने केवल 
खड़े-खड़े ही आत्मा और परमात्मा मे बातचीत करा दी । 
इसी प्रकार रहस्यवाद की अ्रन्य विलक्षुण परिभाषाएँ हैं, जिनसे हम 
जान सकते हूँ कि रहस्यवाद की अनुभूति भिन्न प्रकार से विविध रहस्य- 
वादियों के हृदय में हुई है। 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में 
दोनों को उत्सुक बतलाया है। यदि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती 
है तो परमात्मा भी आत्मा से मिलने की इच्छा रखता है। वे इसी भाव 
को अपनी आवतंन” शीर्षक कविता में इस प्रकार लिखते हैं /-- 
धूप आपनारे मिलाइते चाहे रान्धे, 
मन्धो शे चाहे धूपरे रोदिते जुड़े। 


आासपना“ममपमथपएमामनुमकामुमथममम्यकबकक 


4 स्टडीज़ इन म्रिस्टिसिज्म, क्लेसक ए० वेट, 
पृष्ठ २७६ 


कबीर का रहस्यवाद १०१३ 


शूर आपनारे धोरा दिये चाहे छोदे, 
छोद फिरिया छूटे लेते चाय शूरे | 
भाव पेते चाय रझूपेरे मारारे अद्जी, 
रूपो पेते चाय भाषेरे माम्कार छाड़ा । 
ओसीम शे चाहे शीमार निबिढ़ शंगो, 
शीसा चाय होते ओशीमेरे माझ्े हारा! 
प्रोलये श्वजने ना जानि छ कारे जुक्ति, 
भाव होते रूपे ओविराम जाओया आशा । 
बन्ध फिरछे खूजिया आपोन मुक्ति, 
मुक्ति मांगिछ्ठे बांधोनेर माक्के बाशा।! 
इसका अ्रर्थ यही है कि-- 
धूप ( एक सुगंधित द्रव्य ) अपने को सुगधि के साथ मिला देना 
चाहता है, 
गंध भी अपने को धूप के साथ संबद्ध कर देना चाहती है। 
स्वर अपने को छुंद में समर्पित कर देना चाहता, 
छुंद लौट कर स्वर के समीप दौड़ जाना चाहता है। 
भाव सोंदय का अंग बनना चाहता है, 
सौंदर्य भी अपने को भाव की अतरात्मा में मुक्त करना चाहता है । 
असीम ससीम का गाढ़ालिड्न करना चाहता है, 
ससीम अ्रसीम में अपने को बिखरा देना चाहता है । 
मै नहीं जानता कि प्रलय और सृष्टि किसका रचना-वैचित्र्य है, 
भाव और सौंदय में अविराम विनिमय होंता है। 
बद्ध अपनी मुक्ति खोजता फिरता है, 
मुक्त बंधन में अपने आवास की भिक्तषा मॉगता है | 
सभी रहस्यवादी एक प्रकार से परमात्मा का अनुभव नही कर सके | 
विविध मनुष्यों में मानसिक प्रवृत्तियाँ विविध प्रकार से पाई जाती हैं । 
जिन मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्तियाँ श्रधिक संयत और अभ्यस्त होगी वे 


१७२ कबीर का शइस्यवाद 


परमात्मा का प्रहण दूसरे ही रूप में करेंगे, जिन मनुष्यों की मानसिक 
प्रवृत्तियाँ परिष्कृत न होंगी वे रहस्थवाद की अनुभूति अस्पष्ट रूप में 
करेंगे । जिनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ संसार के बन्धन से रहित दो पविन्नता 
और पुण्य के प्रशांत वायुमंडल में विराजती हैं वे ईश्वर की अनुभूति में 
स्वयं अ्रपना अस्तित्व खो देँगे। इन्हीं प्रवृत्तियों के अन्तर के कारण 
परमात्मा की अनुभूति में अन्तर हो जाता है और इसीलिए, रहस्यवाद 
की परिभाषाश्रों मं अतर आ जाता है । 

परमात्मा फे संयोग में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य हैं। जब 
आत्मा परमात्मा भें ल्ीन होती है तो उसके चारों ओर ए देवी 
वातावरण को सृष्टि हो जाती है और आत्मा परमात्मा की उपस्थिति 
अपने समीप द्वी अनुभव करने लगती है। परमात्मा संसार से परे है 
औौर आत्मा संसार से आबद ! इस सासारीय वातावरण में आत्मा को 
ज्ञात होने लगता है मानों समीप ही कोई बैठा हुआ शक्ति संचार कर 
रहा है। आत्मा चुपचाप उस रहस्यमयी शक्ति से साहस आर बल पाती 
हुई इस संसार में स्वगे का अनुभव करती है। मारगेरेट मेरी ने रोलिन 
को जो पत्र लिखा था, उसका भावार्थ यही था ४+-- 

“दिव्य त्राणकर्ता ने मुझसे कहा, में ठुके एक नई विभूति दूगा। 
वह विभूति अभी तक दी हुईं बिभूतियों से उत्कृष्ट होगी। वह विभूति 
यही दै कि में तेरी दृष्टि से कमी ओमल न होऊँगा। ओर विशेषता 
यह रहेगी कि तू सदैव मेरी उपस्थिति अनुभव करेगी | 

मैं तो समझती हूँ अभी तक उन्होंने अ्रपनी दया से भ्रके जितनी 
विभूतियाँ प्रदान की हैं, उन सभो से यह विभूति भ्रेष्ठतर है | क्योंकि उसी 
समय से उस दिव्य परमात्मा को उपस्थिति अ्विराम रूप से मैं ग्रमुभव 
कर रही हूँ। जब में भ्रकेली होती हूँ तो यह दिव्य उपस्थिति मेरे हृदय 
में इतनी श्रद्धा उसन्न करती है कि भे अभिवादन के लिए पृथ्बी पर 
गिर पड़ती हूँ, जिससे मैं अपने त्राणकारी ईश्वर के सामने अपने को 
अस्तित्वहीन कर दूँगा | में यह भी अनुभव करती हूँ कि ये सब विभूतियाँ 


कबीर का रहस्यवाद १०३ 


अटल शांति और उल्हास से पूर्ण हैं ।!?* 
इस पत्र से यह ज्ञात हो जाता है कि उत्कृष्ट ईश्वरीय विभूतियों 
का लक्षण ही यही है कि उसमें परमात्मा के सामीप्य का परिचय उसी 
चुण मिल जाय । उस समय आत्मा की क्‍या स्थिति होती है? वह 
आनंद में विभोर होकर परमात्मा की शक्तियों में अपना अस्तित्व मिला 
देती है; वह उत्सुकता से दौड़ कर परमात्मा की दिव्य उपस्थिति भें छिप 
जाती है। उस समय उसकी प्रसन्नता, उत्सुकता और श्ाकांच्षा की 
परिधि इन काले अक्षरों के भीतर नहीं रा सकती | विलियम राल्फू इंज 
ने अपनी पुस्तक पर्सनल आइडियलिज्म एंड मिस्टिसिज्म! में उस दशा 
के वर्णन करने का प्रयत्न किया है :--- 
“इस दिव्य विभूति और शांति के दर्शन का स्वागत करने के लिए 
आत्मा दौड़ जाती है, जिस प्रकार बालक अपने पिता के घर को पहिचान 
उसकी ओर सहसष्ष अग्नमसर होता है |??* 
कोई बालक अपने पिता के घर का रास्ता भूल जाय, वह यहाँ 
भठकता फिरे उसे कोई सहारा न हो, उसी समय उसे यदि पिता के 
का रास्ता मिल जाय अथवा पिता का घर दीख पड़े तो उसके हृद 
कितनी प्रसन्नता होगी ! उसी स्थिति की प्रसन्नता आत्मा में होती है, जब 
बह अपने पिता के समीप पहुँचने का द्वार पा जाती है। 
उस स्थिति में उसके हृदय की तंत्री ऋभनकना उठतो है। रोम से-- 
प्रत्येक रोम से एक प्रकार की संगीत-ध्वनि निकला करती है। वह संगीत 
उसी के यश में, उसी आदि-शक्ति के दर्शन-सुख में उत्पन्न होता है 
*द प्रेसेज अ्रव्‌ इटीरियर प्र यर--पुल्लेव, पृष्ट ८४ 
जयुत]6 शप्यातओ $80प) 6508 70'घ्रचात॑ ६0 6६९ फांड 
8 ए507 6 807ए धादे गैद्ञाया009, 25 3 एपतद 76८08- 
३3968 27700 2766॥8 93 ६2/67१8 0086. 
पलनल आइडियलिज्म मिस्टिसिज़्म, पृष्ठ १६ 


१०४ कबीर का रहस्यवांद 


ओर आत्मा के संपूर्ण भाग में अनियंत्रित रूप से प्रवाहित होने लगता 
है। यही संगीत मानो आत्मा का भोजन है। इसीलिए सूफियों ने इस 
संगीत का नाम गिजाये रूह रक्‍्खा है। इसी के द्वारा आध्यात्मिक, 
प्रेम म पूर्णंता आती है। यह €गीत आध्यात्मिक प्रेम की आग को 
ओर भी ग्रज्वलित कर देता है और इसी तेज से आत्मा जगमग़ा 
उठती है। 

इस संगीत में परमात्मा का स्वर होता है। उसी में परमात्मा के 
ग्रलोकिक प्रेम का प्रकाशन होता है। इसलिए शायद लियोनाडे 
(१८१६--- ८८७) ने कहा था +-- 

“पर स्वामी ने मुझसे कहा था कि मेरे प्रेम की ध्वनि तुम्हारे कान 
मे प्रतिध्चनित होगी । उसी प्रकार, जिस प्रकार मेघ से गजन की ध्वनि्गेज 
जाती है। दूसरी रात में, वास्तव में, अलौकिक प्रेम के त॒फान का प्रकोप 
(यदि इस शब्द में कुछ वैपम्य न हो) मुझ पर बरस पड़ा। उसका तीक्र 
वेग, जिस सवशक्ति से उसने मेरे सारे शरीर पर अधिकार जमा लिया,, 
अत्यत गाढ़ और मधुर आलिंगन, जिससे ईश्वर ने आत्मा को अपने 
मे लीन कर लिया, संयोग के किसी अन्य हीन रूप से समता नहीं 
रखता |” 

लियोनाड ने इसे 'तफान के प्रकोप” से समता दी है । वास्तव में 
उस समय प्रेम इतने वेग से शरीर और मन की शक्तियों पर आक्रमण 
करता दे कि उससे वे एक ही बार निस्तब्ध होकर शिथिल हो जाते हैं ४ 
उस समय उस शरीर में केवल एक भावना का प्रवाह होता है। शरीर 
की शक्तियों म केवल एक ज्योति जाण्त रहती है और वह ज्योति होती" 
है अलोकिक प्र म॒ के प्रबल आवेग की । यह आवेग किसी भ्री सांसारिक 
भावना के आवेग से सदैव भिन्न है | उसका कारण यह है कि सांसारिक 
भावना का आवेग क्षुणिक होता है और उसकी गहराई कम होती है # 
यह अलौकिक आवेग स्थायी रहता है और उसकी भावना इतनी गहरीः 
होती है कि उससे शरीर की सभी शक्तियाँ ओत-प्रोत हो जाती हैं ॥ 





कबीर का रहस्यवाद १०३ 


उसका वर्णन तूफ़ान के प्रकोप? द्वारा ही किया जा सकता है, किसी 
अन्य शब्द द्वारा नहीं। 

उस प्रेम के प्रबल आक्रमण में एक विशेषता रहती है। जिसका 
अनुभव टामसन ने पूर्ण रूप से किया था। उसने आन दि साइट एंड 
एस्पेशली आन दि कानटैक्ट विथ दि सावरेन गुड?” वाले परिच्छेद में 
लिखा था कि हम ईश्वर को हृदयंगम करते हैं अपने आंतरिक और 
रहस्यमय स्पर्श द्वारा | हम यह अनुभव करते है कि वह हम में विश्राम 
कर रहा है। यह आंतरिक ( अथवा उसे दिव्य भी कह सकते हैं ) संबंध 
बहुत ही सूक्ष्म और गुप्त कला है। और इसे हम अनुभव द्वारा ही जान 
सकते हैं; बुद्धि द्वारा नहीं । हु 

जब आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि परमात्मा मुकूम 
विश्राम कर रहा तो उसमें एक प्रकार के गौरव की संष्टि हो जाती है । 
जिस प्रकार एक दरिद्र के पास सो रुपये आरा जाने पर वह उन्हें अभिमान 
तथा गब॑ से देखता है, उनकी रक्षा करता है। स्वयं उपभोग नहीं करता 
वरन्‌ उन्हे देख-देख कर ही संतोष कर लेता है, ठीक उसी प्रकार, आत्मा 
परमात्मा रूपी धन को अपनी अन्‍्तरंग भावनाओं म॑ छिपाए, संसार में 
गये और अभिमान से रहती है तथा संसार के मनुष्यों की हँसी उड़ाती 
है, उन्हें तुच्छु गिनती है। ऐसी अवस्था में एक अंतर रहता है। ग़रीब का 
धन मूक होता है, उसमें बोलने अथवा अनुभव करने की शक्ति ही नहीं 
होती । पर परमात्मा की बात दूसरी है। वह प्रेम के महत्व को जानता 
है तथा उसे अनुभव करता है। उसमें भी प्रेम का प्रबल प्रवाह होता 
है, वह भी आत्मा के संयोग से सुखी होता है। उस समय जब आत्मा 
आर परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है तो परमात्मा आत्मा में प्रकट 
होकर संसार में घोषित करने लगता है :--- 
सुकका कहाँ द्वंढ़ो बंदे, 

में तो तेरे पास में |. (कबीर) 

)बुलेन रचित, दि प्रसेज अब्‌ इन्टीरियर प्रेयर, पृष्ठ ३०७ 


श्यंत्ो 


परिशिष्ट 
च्कः 
रहस्थवाद से संबंध रखनेवाले कबीर के 
कुछ चुने हुए पद 


सखी जाइये तहाँ, जहाँ गये पाइये' परमानंद 
यहु मन आमन पघूमना, 

मेरी तन छीजत नित जाइ 
चिंतामणि चित्त. चोरियो, 

तार्थे कछु.. न सुहाद। 
सुनि सखि सुपने की गति छेसी, 

हरि आये हम पास 
सोचत ह्दी जगाइया, 

जागत भये उदास । 
चलु सखी बिलम न कीजिये 

जब लगि सांस सरीर; 
मिलि रहिये जगनाथ सूँ 

यूँ. कहें दास कबीर। 


कबीर का रहस्यवाद 


चाकहा आव इमारे गेह रे 

तम बिन दुखिया देद्द रे! 
सब फो कहे तुम्दारी नारी 

मोका इदे घऋदेह रे, 
'शुकमेक. छो सेज न सोबे; 

तब लगा कैसा नेद्द रे। 
शान न भावे, नीद न आवे 

ग्रिह बन घरे ने घौर रे; 
ब्यूँ" क्राम्मी को कास पियारा; 

ज्यू. प्यासे के नीर रे। 
है कोई ऐसा पर उपकारी, 

इरिसूँ. के सुनाइ रे, 
ऐसे हाल कबीर भये हैं, 

बिन देखें जिय जाय रे। 


कबीर का रहस्यवाद 


वे दिन कब अश्रावेंगे 
जा कारनि हम देह धघरी है, 
मिलियो अंग 

हों जानें जे हिल मिल खेले 
तन मत प्रान 

या कामना करो परपूरन, 
समरथ हो. राम 

माँहि उदासी माधो चाहे, 
चितवत रैनि 
सेज हमारी सिंघ भई है, 
जब सोऊ तब 

यहु अरदास दास की सुनिये 
तन की तपति 

के कबीर मिले जे सांई, 
मिलि करें मंगल 


माह । 
लगाए ! 
समाइ, 
राइ । 
बिहा है 
खाह | 
बुराई, 


गाई | 


कबीर का रहस्यवाद 


दुललहिनी गावहु मंगलचार, 


हमस घरि आए हो राजा राम भतार | 
तन रत करि में मन रति करि हूँ, 


पंच. तत्त  बराती, 
रामदेव मोरे पाहुने आए, 


में जोबन में माती | 
सरीर सरोवर बेदी करि हूँ, 


जहा बेद उचार, 
रामदेव सगि भांवर छहूँ, 
घथनि धनि भाग हमार | 
कर थ्छ 
सुर॒ तेंतीसूँ कोतिग आए, 


सुनिवर सहस अठासी, 
कहें कबीर इम ब्याहि चले हैं, 


पुरिष एक अविनाली | 


९७५६ 


3१० कबीर का शदृस्यवाद 


इरि मेरा पीव साई दरि मेरा पीव, 

हरि बिन रद्दि न सके मेरा जीव । 
इरि मेरा पीव मैं हरि की यहुरिया, 

दाम बड़े में छुटक लहुरिया । 
किया स्वंगार मिलन के ताँई, 

काहे न मिलो राजा रास ग़ुरसांई + 
अम्न की ब्रे' मिलन जो पाऊे, 

कहे कबीर भोजल नहिं आई! 


क्रजीर का रहस्थवाद 


कियो सिंगार मिलन के तांई, 

हरि न मिले जग जीवन गुसांई | 
हरि मेरो पि रहो हरि को बहुरिया । 

राम बढ़े में तनक लहुरिया । 
धनि पिय एके संग बसेरा, 

सेज एक पे मिलन दुह्देरा ! 
धन्च सुहागिव जो पिय भावे, 

कहि कबीर फिर जनम्रि न आावे । 


१९२ 


कबीर का रहस्वचाद 


अवधू ऐसा ज्ञान विचारी 
ताथें भई पुरिष थे नारी | 

नां हूँ परनी ना हूँ क्वारी 
पूत जन्‍्यू दो हारी, 

काली मूड को एक न जोड्यो 
अजहूँ भकन कुवांरी | 

ब्राह्मम के बह्मनेटी कहियो 
जोगी के घरि चेली, 

कलिमा पढ़ि पढ़ि भई तुरकनी 
अजहूँ फिरोा अकेली | 

पीरदि जाऊँ न रहूँ सासुरे 
पुरषद्दि श्रंगि न लाऊ, 

कहै कबीर सुनहु रे सन्‍्तो 
अगधहि अंग न छुवाऊँ। 


कबीर का रहस्यवाद 


में सासने पोव गोंहनि आई [| 
साई संग साध नहीं पूणी 
रायो जोबन सुपिना की नांई। 
पंच जना प्िल मंडप छायो 
तोनि जनां प्रिलि लगन लिखाई, 
सखी सहेली मगशल गाव 
सुख दुख माथे हलद चढ़ाई। 
नाना रंगें भांवरि फेरी 
गांठि जोरि बेठे पति ताई, 
पूरि सुहा/ भयो बिन दुल्हा 
चोक के रंगि धरयों सगो भाई । 
अपने पुरिष मुख कबहु न देख्यो 
सती होत समझी सम्रसमाई, 
कहे कबीर हूँ सर रचि मररिहूँ 
तिरो कन्‍त ले तूर बजाई। 


१९६ 


कबीर का रहस्यवाद 


कं देखू मेरे राम सनेही, 

जा बिन दुख पावे मेरी देही । 
हैं तेशा पंथ निहारूँ स्वामी, 

कब रे भिलहुगे अ्रंतरक्षामी । 
जैसे जल बिन सीन तलपै, 

ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कलपे । 
लिस दिन इरिं बिन नींद न आये, 

दरस पियाप्ती राम क्यों सचुपावे । 
कहे कत्रीर अब बिलंब न कीजै 

अपनो जानि मोदि द्रसन दीजे। 


कबीर का रहस्ववाद ११४ 


हरि को बिलोवनों बिलोइ मेरी माई, 
ऐसो बिलोई जैसे तत न जाई। 
तन करि. सठकी मनहें बिलोइ, 
ता सठकी में पवन समोह । 
इला  प्यंपुला सुषमन नारी, 
वेगि बिलोइ ठाढ़ी चुद्धिहारी । 
कहे कबीर गुलरी . बोरानी, 
मटकी फूटी जोति समानी। 


११३ 


कबीर का रहस्यवाद 


भरें नोंदौ भें रींदौ भत्ते नींदो लोग 

तेने संत राम पियारे जोग ! 
में बोरी मेरे रा भतार, 

ता कारनि रि करों सिंगार। 
जैसे धुबिया रज मल घधोषे, 

हर तप रत सब निंदक खोबे।!' 
मिंदक मेरे माई. बाप, 

जन्म जन्‍म के काटे पाप! 
निंदक मेरे प्रान अधार, 

बिन बेगारि चत्ावे भार! 
कहे कबीर लिंदक बलिद्ारो, 

शाप रहे जन पार उतारी । 


कबीर का रहस्यवाद 4११७ 


जो चरखा जरि जाय बढ़ेया न मरे । 

में कातों सूत हजार चरघुला जिन जरे । 

बाबा मोर ब्याह कराव अच्छा बरहि तकाय, 

जो लों अच्छा वर न मिले तो ल्ों तुमहि बिहाय । 
प्रथमें नगर पहुँचते परि गो सोग संताप, 

एक अचंभा हम देखा जो बिटिया व्याहल बाप | 
समधी के घर समधी आए आए बहू के भाय, 
गोड़े चूहा दे दे चरखा दियो दिढ़ाय, 

देव लोक मर जायेंगे एक न मरे बढ़ाय, 

यह मन रंजन कारण चरखा दियो दिढ़ाय, 

कहृदि कबीर स॒नो हो संतो चरखा लखे जो कोय, 
जो वह चरखा लखि परे ताको आवागमन न होय | 


१६५ 


कबीर का रहस्यवाद 


परौसनि मांगे कंत इसारा । 

पीव क्यू" बौरी मिलहदी उधारा। 
मासा मांगे रती न देऊ; 

घंटे मेरा प्रेम तो कासनि ले । 
राखि परोसनि लरिका, मोरा, 

जे कछु पाउड सु आधा तोरा । 
बन बन हुढ़ों नेन भरि जोऊ; 

पीच न मिले तो बिलखि करि रोऊ । 
कहे कबीर यहु सहज हमारा, 

बिरली सुद्दागिन कंत पियारा । 


कबोर का रहस्यवाद 


हरि ठग. जग की ठगोरी लाई। 

हरि के वियोग केसे जीऊ मेरी माई । 
कोन पुरिष को काकी नारी, 

अभिअ्ंत्त तुम्द लेहु बिचारी | 
कोन पूत को काको बाप, 

कोन भरे कोन करे संताप । 
कहे कबीर ठग सा मन प्राना, 

गई ठगोरी ठग पहिचाना | 


११४६ 


3२० 


कछोर का रहस्यवाद 


को बीने प्रेम लागो री, माई को बीने । 
राम रसायम म्ाते री, माई को बोने । 
पाई पाई सू पुतिहाई, 
पाई की तुरिया बेच खाई री, साई को दीने । 
/ ऐसे पाई. पर बिथुराई, 
त्यू' रस आनि बनायो री, माई को दीने । 
नाचे ताना नाचे बाना, 
नाचे कू'च पुराना री, माई को बीने | 
करगदि बेठि कबीरा नाते 
चूहे काट्या ताना री; माई को बोने । 


कबीर का रहस्यवाद 


बहुत दिनन यें में प्रीतम्म पाये 
भाग बड़े घर बैठे झाये। 
समंगलचार मसांहि सन राखों; 
राम रसायन रसना चाख्रो। 
सदिर मांहि भया उजियारा, 
ले सूती अपना पोव पियारा | 
मैं रे निरासी जै निधि पाई, 
हमहि कटा यहु तुमहि बढ़ाई | 
कहे कबीर में कल्लू न कीन्दा, 
'सखी सुहाग राम मोहि' दीन्हा । 


3९१ 


परे 


कबीर का रह्ृस्थवाद 


अब मोहि ले चल नखण॒द के बीर, 

अपने देसा । 
हन पंचन सिलि लूटी हूँ 

कुपसंगं। झाहि. बिदेसा | 
रंग वीर मोरि खेती बारी 

जमुन॒ तीर खरिद्दाना; 
सातो बिरही मेरे. नीपजे 

पंचू.. मोर किसाना | 
कहै कबीर यहु अकथ कथा है 

कहता कट्ठी न जाई, 
सहज भाई जिडि कपजे 

ते रप्ति रहे समाई। 


कबीर का रहस्यवाद 


मेरे रास ऐसा खौर बिलोइये | 
गुरु मति मभलुवा अस्थिर राखहु 
इन विधि अमृत पिशोइये । 
गुरू के बारि। बजर कल छेड़ी 
प्रग॒व्य पद परगासा, 
शक्ति अधेर जेबड़ी भ्रम चूका 
निद्चल्ल सिव घर वाखसा।! 
तिन बिनु बाण धनुष चढ़ाइये 
इहु जग बेध्या भाई, 
दह दिसि पड़ी पवन झुलाये 
डोरि रही लिव लाई । 
उनसन  मनुवा सुन्नि समाना 
दुविधा दुरमेति भागी, 
कहु कबीर अनुभो इकु देख्या 
राम नाम क्िव लागी। 


4९३. 


कभीर का रहस्यवाद 


उलटे जात कुन्न दोऊ बिसारी, 
सुन्न सहज मदि छखुनत हमारी । 
हमारा रगरा रहा न कोऊ, 
पंडित मुठ्जा छाड़े दोड। 
बुनि झुनि आप आप पहिरावों, 
जहं नहीं श्राप तहाँ छू गांवों | 
पंडित मुक्ला जा लिखि दीया, 
छांडि चले हम क्छू न लीया, 
रिंदे खलासु निरखि ले मीरा, 
आापु खोजि खोजि मिले कबीरा । 


कबीर का रहस्यवाद १४२ 


जन्म मरन का अप राया गोविन्द लव ल्ागी ) 

जीवन सुन्न. समानिया 

रुरु साख्री जागी। 
कासी ते घधुनि उपजे 

घुनि कासी जाई, 
कासी . फूटी पडिता 

घुनि कहाँ समाई । 
आ्रिकुटी संधि में पेखिया 

घटहू घट जागी; 
ऐसी बुद्धि समाचारी 

घट मॉद्ि तियागी । 
आप आपते जानिया 

तेज तेज समाना, 
बहड्ढ- कबीर अब जानिया 

गोविन्द सन माना 


११२६ क्रेबीर का रह्नत्यवाद्‌ 


गनन रसान- चुए मेरी भाठी। 
संचि महारस तन भय काठी | 
वाकोी कहिए सहज मतिवारा, 
जीवत राम रस ज्ञान विचारा । 
सहज कलालनि जो मित्रि आई | 
आनंदि माते अनदिन जाईं। 
चीन्इत चीत निरंजन लाया, 
कहु कबीर तो अनुभव पाया । 


कबीर का रहस्यचाद 


अब न बसू दइृद्दि गांइ गुसांइं, 

तेरे नेवगी खरे सयानें हो राम । 
नगर एक यहां जीव घरम इता 

बसें हु पंच. किसाना, 
नेनू. निकट श्षवन्‌' रसनू 

इ'ठ्री वह्या न माने हो राम । 
गांदकु ठाकुर खेत कुनापे 

काइईथ खरच.. न 
जौरि जेवरी खेति पसारे 

सब सिल्लि मोको मारे हो राम । 
खोदो महतो. बिकट बलाही 

सिर कसदस का पारे, 
'बुरै दिवान दादि नहिं' लगे 

इक बांखें इक मारे हो राम । 
धरम राइ जब लेखा मांगा 

बाकी निक्सी भारी, 
पाँचि, किसाना  भज् गये हैं 

जीव घर बांध्यो पारी हो राम! 
कहे कबीर सुनहु रे संतों 

हरि भजि बांध्यो भेरा, 
अब की बेर बकलसि बंदे को 

सब. खत करों. निबेरा । 


पारे, 


पश्प् कबीर का रहस्यवाद 


अवधू मेरा मन म्तिवारा। 
उनन्‍्मनि चढ़। मरान रप्त पीवे जिमवन भया उजियारा 
रुड़ करे ग्यांन ध्यान कर महूवों 
भव भाठी कर भारा, 
सुघमन नारी सहज  समानी 
पीवे.. पीवन हारा । 
दोह पुड़ जोड़ि चिगाई भाद्ी 
चुया महा रस भारी, 
काम क्रोध दोह किया पत्नीता 
छूटि गई. संखारी। 
सुन्नि मंडल में मंदला बाजे 
तहां मेरा मन नाचें, 
गुर प्रसादि अस्त फल पाया 
सहजि सुषमना काछे | 
पूरा मिल्या तबें सुष उपज्यो 
तन की तपति बडुक्कानी 
कहै. कबीर भव बंधन छूटे 
जोतिद्ठति जोति. समानी । 


कबोर का रहस्यबाद 


शअ्रवधू गगन मंडल घर कीजे | 
अस्त सरे सदा सुस्र॒ उपजे 

बक नालि रस पौवे | 
मूल बाँंधि सर रागन समाना 

सुषम्न यो तन ल्लागी, 
काम क्रंच दोड भया पलीता 

तहां जागिनी जागी। 
मनवां जाह दरीबे बेढा 

मगन भया रसि लागा; 
कहे कबीर जिय संसा नाहीं 

सबद अनाहद जागा। 


3२६ 


कप्वीर का रहैसप्रवाद 


कोई पीवे रे रस राम नाम का, जो पीबे सो जोगी रे । 
संतों सेत् करो रास की और न दूज़ा भागी रे । 
यहु रस तो सब फीका भया 

प्रह्म अरगनि पर जारी रे, 

ईश्वर गोरी पीचन ख्ागे राम तनी मतवारी रे! 
चंद सूर दोड भादी कीन्दीं सुप्सनि-श्रिगवा ज्ञागी रे, 
अमृत कूपी सांचा पुरया मेरी जिष्णा भागी रे। 
यहु रस पीवे गूगा गह़िला ताकी कोई बुझे सार रे ! 
कहे कबीर महा रस महंगा कोई पीवेगा पीवनि हार रे । 


कबीर का रहस्यवाद 


| 


दूधर पनिया भरया न जाई। 

अधिक त्रिषा हरि बिन न बुझाई। 
ऊपर नीर लेज तदक्विद्ारी, 

केसे नीर भरे पनिहारी । 
ऊपरूयो कूप घाट भयो भारी, 

चतल्नी निरास पंच पनिद्दारी। 
गुर उपदस भरीले नीरा, 

हरषि हरषि जल्व पीवे कबोरा । 


१३१ 


१४२ कबीर का रह्स्थ्वाद 


लावो बाबा आरि जलावो घरा रे । 
ता कारनि सन धंथों परारे। 
इक डांइनि मेरे मन में बसे रे, 
नित उठि मरे जीय को डसे रे । 
ता डाइनि के क्रिका पाँच रे, 
निसि दिन मोहि नचादें नाच रे | 
कहे कबीर हूँ ताकों दास, 
डांहनि के संग रहे उदास । 


कबीर का रहस्यवाद 


रे मन बेडि किते जिनि जासी। 


काया 


हिरदे सरोवर है अविनासी | 


सधे कोटि तोरथ 
काय मधे कासी । 
काया मे कंचलपति 
काया मधे बेकुव्वासी 


डलटि पवन षटचक्र निवासी 
तीरथराज गंग तट वाखसी । 
गरगनसंडल रवि ससि दोई तारा 
उल्टी कूृची ल्ाग किवारा। 
कहे कबीर भया उजियारा 
एच मारि एक रहो निनारा 


4३३ 


4२४ 


कबीर का रहस्यवाद 


सरवर तदि दृस्निनों तिसाई।! 
जुराति बिना इरि जल पिया न जाई । 
पिया चाहे तो ले खरा सारी; 
डंडे न सके दोऊ पर भारी । 
कुस लिये ठाढ़ी पनिद्दारी, 
गुण बिन नीर भरे केसे नारी । 
कहे कबीर शभुर एक बुधि बताई, 
सहज सुभाई मिले रांम राई | 


कबीर का रहस्यवादु 


बोलो भाई राम की दुह्ााई । 
इंदि रस सिव सनकारिक माते, पीवत अजहु न अघाई । 
इच्ा प्यंगुला माठी कींढी बअह्या अगमिन परजारी, 
ससि हर सूर द्वार दस मु दे, लागी जोग ज्ुग वबारी। 
मति सतवाला पौीवे राम्त रस, दूजा कछु न सुद्दाई, 
उल्नटी गंगा नोर क॒द्दि श्राया अमृत धार चुबाई। 
पंच जने स्रो संग करें लींहे, चलत खुमारी लागी, 
असम पियाले पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी। 
सहज सुन्नि में जिन रस चाख्या, सतगुरु थे सुधि पाई, 
दास कबीर इहि रसि माता, कबहूँ उछुकि न जाई | 


१३२ 


4६६ 


कबीश का रहस्थवाद 


विष्णु ध्यान सनान करि रे 

बाहरि अश्रंग घोइ रे। 
साच बिन सीमसि नहीं 

कोई ज्ञान दृष्ट जाई रे । 
जंजाल मांहें जीव राखे 

सुधि नहीं सरीररे, 
अभिश्बंतरे. भेदे नहीं 

कोई बाहिर नहावे नीररे। 
निहकर्म नदी ज्ञान जल 

सुन्नि सडल मांहि रे, 
झोधूत जोगी. आतमां 

कोई पेड़े संजमि न्हानिरे | 
इला प्यंगुला सुपमनां 

पछिम गंगा बाल्ि रे; 
कहै कबीर कुसमल भहे 

कोई मांहि लो अंरा प्षालि रे । 


कबीर का रहस्यचाद १३७ 


जो जोगी जाके सहज भाइ, 

अकल प्रीति की भीख खाई । 
सबद अनाहद सींगी नाद, 

काम क्रोध विषिया न बादु । 
मन मुद्रा जाके गुर को ज्ञान, 

त्रिकुट कोट में घरत ध्यान । 
मनहीं करन को करे सनान, 

गुरु को सबद ले घरे ध्यान । 
काया कासी खोजे वास, 

तहोँ जोति सरूप भयो परगास । 
ग्यान सेषल्ली सहज भाई, 

बंक नालि को रस खाई | 
जोग मूल को देह बंद, 

कहि कबीर थिर होई कंद 


५१ है कबीर का रहस्यवाद 


जंगल में का सोवना, आ्धट है घाटा # 
स्यंघ बाघ राज प्रजल्ले, अरु लंबी बादा ! 
निसि बासुरी पेंडा पड़े 
जमदांनी लूटे, 
सूर धीर॒ साचे मते 
सोइ जन. छूटे । 
चातल्ति चालि मन साहरा 
पुर प्ट्न्‌ गहिये, 
मिल्तिये त्रिभुवत्त नाथ सा 
निरभे होइ. रहिए 
अमर नहीं संसार में 
बिनसे सर देंधी, 
कहे कबीर बेसास सू 
भजि राम सनेही । 


कबीर का रहस्यवाद 


रास बिन तन की ताप ने जाई 

जल को अगिन उठडी श्रथिकाई | 
तुम्ह जलनिधि में जल्ल कर मीना, 

जल में रहो जलहि' बिन छीना। 
तुर्द पिंजरा में सुबना तारा, 

दरसन देहु भाग बड़ मोरा 
तुम्द सतगुर में नौतम चेला, 

कहे कबीर राम रमू अकेला ) 


१३५ 


48० कबीर का रहस्थवाद 


रास बान झअन्ययाले तीर । 
जाहि लागे सो जाने पीर । 
तन मन खोजो चोट न पाऊ', 
शभोषद मूली कहों घसि ल्ञाऊ'। 
एकहि रूप दीसे खब नारी, 
'न जानो को पियहि पियारी | 
कहे कबीर जा मस्तक भाग, 
न जानु वाह देह सुहारा। 


कधीर का रहस्थचाद १४९ 


भव डड़े बगा बेठे आई। 
रेन गई दिवसो चलि जाई। 
हल हल कॉपे बाला जीव, 
ना जानो का करे दै पीड। 
कोंचे बासन ठिके न पानी, 
उढ़िगे हंस काया कुमिलानी । 
काग  उड़ावत भझ्ुज्ञा पिरानी, 
कहडि कबीर यह कथा सिरानी 


भ्झ्रे 


कबीर का रहस्यवाद 


देखि देखि जिय अचरज होई। 
यह पद बूमे बिरला कोई। 
धरती उल्नटि झकासे जाय, 
चिउ टी के मुख इस्ति समाय । 
बिना पवन सो पव॑त डड़े, 
जीव जंतु सब छत्ता चढ़े। 
सुखे सरवर उठे हिलारा, 
बिनु जल चकवा करत ऊ़िल्लीरा, 
बेटा पंडित पढ़े. पुरान, 
बिना देखे का करत बखान । 
कहहि करीर यह पदु को ज्ञान, 
सोई संत सदा परबान | 


कोई 


कबीर का रहस्यवाद १४३ 


में सबनि भें ओरनि में हूँ. सब 
मेरी बिलरि बिल्लरि बिलगाई हो | 
कह्ठाो कबीर कोई राम राई हो। 
नाहम बार बूढ़ नांदी 8म 
ना हमरे चिलकाई हो) 
पठरा न जाऊँ अरबा नहीं आंऊ 
सहजि रहूँ. हरिभाई हो। 
बोढ़न हमरे एक पडेबरा 
लोक बोलें इकताई हो, 
जुलहे तनि घुनि पांच न पावल 
बारि चुनी दूस ढाई हो। 
ल्रिगुण रहित फल रमि हस राख ज्ञ 
तब हमरों नांड राम राई हो, 
जश में देखो जग न देखे मोदी 
हृद्दि कबीर कछु पाई हो । 


१४४ कबीर का रहस्यवाद 


अब में जाशि बोरे केवल राइ की कहानी । 
मंझा जोति राम प्रकास 
गर॒ ग़भि बाणीं। 
तरबर॒ एक अश्रनंति मूरति 
सुरता लेहु पिद्काणों, 
साखा पेड़ फूल फल नांही 
ताकी अमुत बाणी । 
पुहप वास भेँवरा एक राता 
बारा ले उर धरिया; 
सोलह मंझ्झे. परत मारे 
आकासे फल फकिया ! 
सहज समाधि बिरष यहु रस्थींचा 
धरती जलहर सोष्या, 
कहे कबीर तास में चेला 
जिनि यहु सरबर पेष्या 


कबीर का रहस्यवाद 


अवधू, सो जोगी गुरु मेरा, 
सो या पद का करे निबेरा । 
तरवर॒ एक पेड़ बिन डठाढ़ा 
बिन फूला फल लागा, 
साखा पत्र कछू नही बांके 
झष्ट गगन सुख बागा। 
पेर बिन निरति करां बिन बाजे 
जिभ्या दवींगा .गावे, 
गादणहारे के रूप न रेषा 
सतगुरु. होइ लखावे। 
पखी का खोज, मीन का सारग 
कहे कबीर बिचारी, 
अपरंपार पार परसोतम 
बा मूरति की बल्िहारी। 


१४२ 


१४६ कबीर का रहस्यवाद 


अजहूँ बीच केसे दरसन तोरा, 

बिन दरसन मन माने क्‍यों मेरा । 
हमहि कुसेवग क्‍या तुम्हहि अजांनों, 

दुइ में दोस कहो किहै रंमां ) 
तुम्ह कहियत ब्रिभुवन पति राज!, 

मन वाॉछित सब पुरवन क्ाजा 
कहे कबीर हरि दरस दिखाओ, 

हमहि बुलाओ के तुम्द चलि आओ | 


कबीर का रहस्थवाद १४७- 


आऊंगा न जाऊंगा, सखूगा न जिऊंगा । 
गुरु के सबद में रसि रमि रहूँगा। 
शाप कटोश आप थारी, 
आपे पुरखा आपे नारी 
आप सदाफल आप नींबू. 
आप सुसलमान आप हिन्दू! 
आप... मछुकछु आपे जाल, 
आगे भींवर आप काल ! 
कहे कबीर हम नाहीं रे नाही, 
न हम जीवत न मुबले नांदी । 


० 


कबीर का रहस्यवाद 


अकथ कहानी प्रम्॒ की 

दछू कही न जाई, 
गूगे. केरि सरकरा 

बेटे मुप्तकाई । 
भोप्ति बिना अरू बीज बिन 

तरवर एक साई 
अनंत फल प्रकासिया 

गुरू दीया बताई। 
मन थिर बेसि बिचारिया 

रामहि. ल्‍यो लाई, 
झूठी मन में बिस्तरी 

सब थोथी. बाई। 
कहे कबीर सकति कछू नाहीं 

ग्र॒ भया सहाई, 
आवण जाणी मिट गह, 


सन सनहि.. खम्ताई। 


कबीर का रहस्यचाद 


लोका जानि न भुूलों भाई। 
खालिक खलिक  खल्क में 
खालिक सब घट रह्मो समाई । 
झला एके नूर उपनाया 
ताकी कैसी. निदा। 
ता नूर थें सब जग कीया 
कीन थत्ना कोन मंदा । 
ता अ्रल्ा की गति नहीं जानी 
गरि गुड़ दीया मीठा, 
कहे कबीर में पूरा पाया 
सब घट साहिब दीठा 


१8६6 


१३३६७ कबीर का रहस्थवाद 


है काई युरक्ञानी जग उल्वटि बेद बूसे, 
पानी में पावक बर, अंधदहि आंख न सूम्दे। 
गाई तो नाहर खायो, हरिन खायो चीता, 
कार लंगर फोदे के बटेर बाज जीता । 
मूस तो मजार खाया, स्थार खायो स्वाना, 
भ्ादि काऊ उददेश जाने, तासु बेश बाना 
एकट्टि दाहर खायो, पांच खायो झुब्गा, 
बहद्दि कबीर पुकार के है दोऊ एके रूगा। 


कबीर का रहस्यचाद १४१ 


मैं ढोरे डोरे जाऊँगा, तो में बहुरि न भौ जलि आऊंगा । 
'सूत बहुत कुछ थोरा, तायें त्ले कंथा डोरा, 
'कंथा डोरा ल्ागा, जब जुरा मरण भौ भागा, 
जहाँ सूत्र कपास न पूनी, तहाँ बसे एक मूली, 
डस मूनी से चित लाडंगा | 
तो में बहुरि नसभो जब्नि आडंगा । 
मेरा डंड इक छाजा, तहाँ बसे इक राजा 
तिस राजा सू चित ल्ाऊंगा | 
तो मैं बहुरिन भौ जलि आऊंगा । 
जहां बहु हीरा घन मोती, तहाँ लत लाइ ले जोती, 
तिस जोतिहि' जोति मिल्काऊंगा । 
तो में बहुरि न भो जलि आऊंगा । 
जहाँ ऊगे सूर न चंदा, तहाँ दृष्या एक अनंदा 
उस आनंद स॑ चित ल्ाऊंगा। 
तो में बहुरि नभी जलि आऊरा | 
मूल बंध एक पाया, तहाँ सिंह गणेश्वर राजा, 
तिस मूलहि सूच सिलाऊंगा। 
तो मैं बहुरि न भो जछि भ्राउंगा | 
कबीर तालिब तोरा, तहाँ गोपाल हरी गुर मोरा, 
तहां हेत हरी चित ल्ाऊंशा । 
तो में बहुरि न भो जल शआंगा । 


१४२ कबीर का रहस्यचाद 


अब घट प्ररट भये राम राई। 

सोधि सरीर कंचन को नाई। 
कनक कसोटोी जेसे कसि लेइ सुनारा, 

सोधि सरीर भयों तन सारा । 
डपएजत उपजत बहुत उपाई, 

मन थिर भयो तबे थिति पाई ।' 
बाहर खोजत जनम  गंवाया, 

उनमना ध्यान घट भीतर पाया | 
बिन परचे तन कांच कथौरा, 

परचे कंचन भया कबीरा | 


कबीर का रहस्यवाद १५४४ 


हम सब माँहि सकल हम सोँद्दी | 
हम थे और दूसरा नांही। 
तीन लोक में हमारा पसारा; 
आवागमन सब खेल हमारा! 
खट दरसन कहियत हम भेखा, 
हमहों अतीत रूप नहीं रेखा | 
हमहीं आप कबीर कहावा, 
हमदोीं अपना आप लखावा ! 


5९४ 


कबीर का रहस्यवाद 


बहुरि हम काहे कू आवहिंगे। 
बिछुरे पंचतत्त की रचना 

तब हम रामहि पावहिंगे । 
पृथ्वी का गुण पानी सोप्या 

पानी तेज मिलावहिंरों । 
तेज़ पचन सित्नि पवन सब॒दु मिलि 

ये कहि गालि तवावहिग । 
एसे इस जो चेद के वबिछुरे 

सुन्नाहू मॉँहि सम्रावहिगे | 
जैसे जलहि.. तरंग तरंगनी 

ऐसे हम. दिखलावहिंगे । 
कहे कबीर स्वामी सुख सागर 


[०५ कि 


इंसहि. हँस मिलावहिंगे । 


कबीर का रहस्यचाद १४४ 


दरियाव की लहर दरियाव है जी 

दरियाव ओर लदर में भिन्न कोयम | 
डठे तो नीर है बैठे ता सौर है 

कहो दूसरा किस तरह होयम। 
डसी नाम को फेर के लहर घरा 

खहर के कहे क्या नीर खोयस | 
जक्त ही फेर सब जक्त है बह्मा में 

जान करे देख कब्बीर गोयम | 


१९६ कबीर का रहस्यवाद 


है काई दिल दरवेश तेरा। 
नासूत मलकूत जबरूत को छोड़िके 

जाइ लाहूत पर करे डेरा। 
झकिल की फहम ते इंलम रोसन करे 

चढ़े. खरसान तब होय उजेरा, 
हि&से हैवान को मारि सरदन करे 

नफस सेतान जब होय जेरा। 
गोस और कुतुब दिल फिक्र जाका करे 

फतह कर किला तहं दोर फेरा, 
तख़त पर बैठिके अदल इनसाफ़ कर 

दाजख ओर भिस्त का करु निवेरा। 
अजाब सवाब का सबब पहुँच नहीं 

जहां है यार महबूब मेरा, 
कहै कब्बीर वह छोड़ि आगे चला 

हुआ असवार तब दिया द्रेरा। 


कबीर का रहस्यवाद 


सन समस्त हुआ तब क्यों 
होरा पायो गांठ. गडियायो 
बार बार वाकों क्यों 
हलकी थी जब चढ़ी तराजू 
पूरी भई तब क्यों 
सुरत कलारी भई मदवारी 
संदवा पी राई बिन 
हंसा पाये. मान सरोचर 
ताज सल्ेया क्‍यों 
तेरा साहब है घट मांही 
बाहर नेता क्यो 
कहे कबीर सुनो भाई खाधो 
साहिब. सिल गये तित्ष 


बोले | 
खोले । 
तोले । 
तोले । 
डोले । 
खोले । 


ओले । 


पद 


(८प् कबीर का रहस्यवाद 


तोरी गठरी में क्लागे चोर 
बटोहिया का रे सोवे। 
पाँच पच्रीस तीन हैं चुरवा 
यह सब कीन्हा सोर,, 
बठोहिया का रे साबे। 
जागु सबेरा बाट अनेढ़ा 
फिर नहि. जागे जोर, 
बटोहिया का रे सोबे। 
भवसारार इक नदी बहतु हे 
बिन उतरे ज्ञाव बार, 
बटोहिया का रे साोबे। 
कहे कबीर सुनो भाई साथो 
जागत कीजे. भोर, 
बदोहिया का रे सोबे। 


कबीर का रहस्यवाद 4४8 


विया मारा जागे में केस सोई री | 
पाँच संख्री मेरे संग को सहेली 

डन रघ्ज रड्ली पिया रड् न मिली रो । 
सास सयानी सनद द्योरानी 

उन डर डरीपिय सार न जानी री | 
द्वासल॒ ऊपर सेज  बिछानी 

चढ़ न्‌ सकों मारी लाज लजानी री ! 
रात दिवस भमोहि फूका मारे 

में न सुता रचि रहि सद्ग जानी री ! 
कह कबीर सुनु सखी सयानी 

बिन सतगुर पिय मिक्ष न मिज्ञानी री ! 


१६० 


कबीर का रहस्यवाद 


ये अँखियोँ अलखानी हों; 

प्य सेज चल्नी | 
खंभ पकरि पतंग अस डोल्े 

बोले मधुरी बानी। 
फूलन सेज बिछुय जा राख्यो 

पिया बिना कुंसिलानी | 
धीरे पाँव घरो पत्ंगा पर 

जागत ननद जिठानी । 
कहे कबीर सुनो भाई साथो 

लोक लाज बिलछानी । 


कंबीर का रहस्थवाद 


मनेहरवा हसका नहिं भावे। 
सांई की नगरी परम अति सुन्दर 

जह' कोइ जाय न आवे। 
चांद सुरण जह' पवन न पानी 

को. सदेस पहुँचाचे । 

दरद यह सांई को खुनावे। 
आगे चल्मों पथ नहि' सूरदे 

पीछे दोस लगाने । 
केट्टि विधि सुसरे जाडं॑ मोरी सजनी 

बिरहा जोर जनाचे । 

बियें.. रस नाच. नचावे | 
बिन सतगुरु अपनी नहिं कोई 

जो. यह राह बतावे। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो 

सुपने. न भीतम पावे। 

तपन यह जिय की जुझ्कावे | 


१६१ 


१६२ 


कबौर का रहृस्यथवाद 


पिय ऊँची रे अटरिया तोरी देखन चली । 
ऊंची अटठरिया जरद किनरिया 

लगी नाम की डोरिया # 
चांद सुरज सम दियना बरत हैं 

ता बिच भूक्की डरशारिया। 
पाँच पचीस ठीन घर बनिया 

मनुओं है चोधरिया 
मुंशी है कोतवाल ज्ञान को 

चहुँ दिल्ि लगी बजरिया। 
आठ भमरातिब दस दरवाजे 

नो में लगी किवरिया | 
खिरकि जेड़ि गोरी चितवन लागी 

उपर माप फ्रोपरिया » 
कहत कबीर सुनो भाई साथो 

गुरु. चरनन बलिदरिया ४ 


कबीर का रहस्यथवादु 


घूृ'घट का पट खोल्व रे 

ताक पीव. मिलेंगे । 
घट घथ् में वह साँई रमता 

कटुक बचन मति बोल रे | 
घन जोबन का राव न करिये 

मूठा पंचरंग चोल रे! 
सुत्र महल में दिया न बार ले 

भ्रासा से मत डाल रे। 
जोग जुगत री रंगमहल में 

पिय पाये अनमोल रे! 
कहत कबीर आनद भया है 

बाजत अश्रनददद ढाल रे + 


१६२ 


३६४ 


कबीर का रहस्थवाद 


नेहर में दाग लगाय आई चुनरी । 

ऊ रंगरेजवा के मरम न जाने 
नहिं मिले घोबिया कवन करे उजरी । 

तन के कुडी ज्ञान सडंदन 
साथुन महंग बिकाय या नगरी । 

पहिरि ओोढ़ि के चत्वी ससुरिया 
गौवां के लोग कहें बढ़ी फुहटरी । 

कहत कबीर सुनो भाई साथो 
बिन सतथुरु कबहूँ नहिं सुधरी | 


कबीर का रहस्थचाद १६९ 


मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया। 
पश्च॒ तत्त के बनी चुनरिया 

सोरह से बंद लागे जिया । 
यह चुनरी भोरे मेके ते आई, 

ससुरे में सनुआं खोय. दिया। 
सत्रि सलि धोई दाग न छूटे 

ज्ञान को साधचुन लाय पिया 
कहत कबीर दाग तब छूडि है 

जब साहब अपनाय लिया ) 


३६६ 


कबीर का रहस्थवाद 


सतयुरु है रज़्रेज चुनर भोरी रह्ज डारी । 
स्थाहदी रज्ञ छुड़ाय के रे 


दियो मजीठा रह्ढ; 

धथोये से छूटे नहीं रे 
दिन दिन होत सुर्ष | 

भाव के कु ड नेह के जल में 


प्रेम रह दुई बोर, 
घलकी चास लगाय के रे 


खूब रज्ञी रकमोर । 
घतगुर ने चुनरी रह्ढी रे 
सतगुर चतुर चुजान, 


सब कछु उन पर वार दू_ रे 
तन मन धन और प्रान । 

कह कबीर रड्जरेज गुर रे 
सुक पर हुये दयात्, 

सीतल चुनरी ओढ़ के रे 
भइ हो सगन निहांल | 


कबीर का रहस्यवाद 


क्ीनी कीनी बीती चदरिया। 

काहे क ताना काहे के भरनी 
कौन तार से बीनी चदरिया । 

इद्ला पिंगला ताना भरती 
'सुषमन तार से बीनी चद्रिया | 

आठ कमल दल चरखा डोलके 
'पांच तत्त गुन॒ तीनी चद्रिया । 

सांई को/ सियत मास दस बज्ागे 
ठोक ठोक के बीनी चद्रिया । 

सो चादर सुर नर मुनि ओडढ़ी 
आोडढ़ि के मेजी कीनी चदरिया । 

दास कबीर जतन से. श्रोढ़ी 
जया की त्यो घरि दीनीं चदरिया । 


१६७ 


भद्् 


कबीर का रहस्यवाद 


मो को कहाँ ढूँढ़ो बन्दे, 

मैंतो तेरे पास में | 
ना में बकरी ना में भेड़ी 

नामें छुरी रंढ़ास में। 
नहीं खाल में नहीं पोंछ में 

ना हड्डी ना साँस में। 
ना में देवल ना में मसजिद 

ना काबे केलास में। 
ना तो कौनों क्रिया कर्म में 

नहीं जोग बेराग में । 
खाजी होय तुरते मिलिहां 

पल भर की तलास में । 
में तो रहों सदर के बाहर 

मेरों पुरों मवासर में । 
कहे कबीर सुनो भाई साधो 

सब सांसा की सांस में । 


ख 
कबीर का जीवन-बृत्त 


क्कूपीर के जीवन-इत्त के विषय में निश्चित रीति से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता | कबीर के जितने जीवन-इत्त पाये जाते हैं 
उनमें एक तो तिथि आदि के विषय में कुछ नहीं लिखा, दूसरे उनमें 
बहुत सी अलौकिक घटनाओं का समावेश है | स्वयं कबीर ने अपने विषय 
में कुछ बातें कह कर ही संतोप कर लिया है। उनसे हमें उनकी जाति 
और व्यक्तिगत जीवन का परिचय मात्र मिलता है इसके अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं । 
कबीर-पंथ के ग्रंथों में कच्रीर के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। 
उनमें कबीर की महत्ता सिद्ध करने के लिये उनमें गोरखनाथ' और चित्र- 
गुप्तः तक से वार्तालाप कराया गया है। कितु उनकी जन्म-तिथि और 
जन्म के विपय पर अधिक ध्यान नहीं दिया। कबीर चरित्र-बोध ही में 
जन्म-तिथि के विषय में निर्देश किया गया है। 
“कबीर साहब का काशी में प्रकट होना 
संवत्‌ चौद॒द सौ पचपन विक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन 


कबीर गोरख की गोष्ठी, हस्तलिखित प्रति सं० १८७०, (ना० प्र० 
सभा) 

“शमरसितहत बोध (कबीरसागर नं० ४) स्वार्मी युगलानन्द द्वारा 
संशोधित, एष्ड १८ (सब॒त्‌ १६६३, खेमराज श्रींकृष्णदास, बम्बई) 

3कबीर चरिन्न-बोध (बोधसागर, स्वामी युगल्ानन्द द्वारा संशोधित 
पृष्ठ ६, संचत्‌ १६६३, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई) 


4७० कबीर का रहस्यवाद 


सत्य पुरुष का तेज काशी के लददर तालाब में उतरा। उस समय पथ्वी 
ओर आकाश प्रकाशित हो गया ।... «उस समय श्रष्टानन्द वेष्णव 
तालाब पर बैठे थे, वृष्टि हो रही थी, बादल आकाश में घिरे रहने के 
कारण अन्धकार छाया हुआ था, और बिजली चमक रही थी, जिस समय 
वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग-जगमग 
करने लगा और बड़ा प्रकाश हुआ । वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया 
और प्रत्येक दिशाएँ. जगमगाहट से परिपूर्ण हो गईं |? 

कब्रीर-पंथियों में कबीर के जन्म के संबन्ध में एक दोहा प्रसिद्ध है :--- 

चौदद्ट से पचपन साल गए, चंद्रवार एक ठाट ठएु । 
जेट सुदी बरसायत को प्ूरनमासी प्रगट भणए ॥ 

इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत्‌ १४४० की पर्णिमा को 
सोमवार के दिन ठहरता है । बाबू श्यामसुन्द्दास का कथन है कि 
“गणना करने से संवत्‌ १४४४ में जेड शुक्ल पूर्णिमा चद्रवार को नहीं 
पड़ती | पद्म को ध्यान से पढ़ने पर संत्रत्‌ १४४६ निकलता है क्योंकि 
उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है “चौद॒ह सौ पचपन साल गए? अर्थात्‌ 
उस समय तक संवत्‌ १४४४ बीत गया था ।? गणना से संवत्‌ १४५४६ 
में चंद्रवार को ही ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ती है।अतएव इस दोहे के अनुसार 
कबीर का जन्म संवत्‌ १४४६ की जेड्ठ पणिमा को हुआ ।” 

कितु गणना करने पर ज्ञात होता है कि चन्द्रवार को जेष्ठ पर्णिमा 
नहीं पड़ती । चन्द्रवार के बदले मडुलवार दिन आता है।* इस ग्रकार 
बाबू श्यामसुन्दरदास का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। कब्रीर 
के जन्म के सबंध में उपयक्त दोहे में 'बरसायत? पर भी ध्यान नहीं दिया 
गया है। 

भारत पथिक कब्ीरपन्थी स्वामी श्री युगलानंद ने 'बरसानत” पर एक 

१ कबीर -प्रन्थावली, प्रस्तावना, पृष्ठ १८ 

शु्रता॥) (070082फ7--?०४६ ९, £॥93, 


कबीर का रहस्थवाद १७१६ 


नोट लिखा है :-- 

“बरसायत अपभ्र श है ब्रटसाविन्नी का। यह बटसावित्री ब्रत जेड्ड 
के अ्रमावस्या को होती है इसकी विस्तार-पूर्वक कथा महाभारत में है । 
उसी दिन कबीर साहब नीमा और नूरी को मिले थे। इस कारण से 
कबीरपंथियो में बरसाइत महातम ग्रंथ की कथा प्रचलित है। और उसी 
दिन कबीरपंथी लोग बहुत उत्सव मनाते हैं ।* 

यह नोट श्री युगलानंद जी ने अनुराग सागर में वर्णित “कबीर 
साहेब का काशी में प्रकट होकर नीरू को मिलने की कथा” के आधार 
पर लिखा है| उस कथा की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 
यह विधि कछुक दिवस चल्नि गयऊ | तजि तन जन्म बहुरि तिन पुथऊ | 
समानुष तन जुलहा कुल दीन्द्दा | दोउ संयोग बहुरि बिधि कौन्हा ॥ 
काशी नगर रहे पुनि साई। नीरू नाम जुलाहा होई। 
नारि गबन लाव संग साई। जेठ मास बरसाइत होई ॥ 

आदि 
इस पद और टिप्पणी के आधार पर कबीर का जन्म जेठ की 
'बरसाइतः (अमावस्या) को छुआ । अब यह देखना हैं कि जेठ की 
अमावस्या को चंद्रवार पड़ता है या नहीं । यदि अमावस्या को चंद्रवार 
पड़ता है तब तो कबीर का जन्म संवत्‌ १४५४४ ही मानना होगा और 
“गए? का अर्थ १४५४४ के व्यतीत होते हुए” मानना होगा । ऐसी स्थिति 
में दोहे का परवर्ती भाग “पूरनमासी प्रगट भये” भी अशुद्ध माना 
जावेगा क्योकि “बरसाइत? पूर्शमासी को नहीं पड़ती, वह श्रमावस्या को 
पड़ती हे । 


व्रयानमत ७3. वे. 3».>न+#०««+ तले. सनम सना. फनननीयन-नट किक नकननभी- 3 न नननयन 


अनुराग सागर ( कबीर-सारार नं० २ ) पृष्ठ 5६, भारत पथिक 
कबीरपंथी स्वामी श्री युगलानंद द्वारा संशोधित स० १६६२ 


( श्री वेकझटेश्वर प्रेस, बस्बई ) 


“यही, पृष्ठ ८६ 


१७२ कबीर का रहस्यवाद 


मोहनसिह ने अपनी पुस्तक “कबीर--हिज् वायाग्रेफ़ी? में इस 
किंवदंती के दोहे का उल्लेख किया है। वे हिंदी में हस्तलिखित ग्रन्थों 
की खोज (सन्‌ १६०२, पृष्ठ ५) का उल्लेख करते हुए सं० १४५४ 
(सन्‌ ११६८) की पुष्टि करते हैं ।* 
मोहनसिह के द्वारा दिए हुए. नोट में “गए? स्थान पर “गिरा? है। 
ठीक नहीं कहा जा सकता कि “गए! अथवा “गिरा? शब्द में से कौन सा 
शब्द ठीक है | लिखने में 'ए? और “रा? में बहुत साम्य है। यदि “गए! 
शब्द “गिरा? से बन गया है तत्र तो १४५५ के बीत जाने ( गए ) की 
बात ही नहीं उठती | गिरा? पड़ने? के अथ में माना जायगा | अर्थात्‌ 
सं० १४५४५ की साल पड़ने? पर। किंतु यहाँ भी बरसाइत” और 
“पूरनमासी? की प्रतिद्वंद्विता है । 
इस दोहे की प्रामाणिकता के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता | इसके लेखक का भी विश्वस्त रूप से पता नहीं | कबीर 
ग्ंथावली के सपादक ने अपनी प्रस्तावना मे लिखा है :--- 
“यह पद्म कबीरदास के प्रधान शिष्य और उत्तराधिकारी धर्मदास 
तर 9 जाए 93200: छिाक्ा४0: 307977979 ज़रा) 
]99 722९70ए 96670 छ7/०॥8760, ४06 60॥0ज978 ४९5६७ 
276 तुपठ०00 ॥ एछ ०00 ण॒ ६४76 पाए8 फ्रीहा दि ए25 
90077 970 ज्ञ]67 ॥6 0606. 
चौदह सो पचपन साल गिरा चंदु एक ठाट हुए । 
जेड सुदी बरसाइत को पूरनमासी तिथि भणए || 
संवत पंद्रह सौ अर पाच मगहर कियो रामन । 
अगहन सुदी एकद्सी, मिल्ले पवन सें पचन || 
व प्रण्पोत ॥760, गीद्ध 06 एप 6 207 47 
398 2700 ॥98 066%070 77 3 42. ]448, (8, 5. छ. ४/, 
902, 7986 3) 


कबीर का रहस्यवाद १७३ 


का कहा हुआ बताया जाता है ।?* किन्तु विद्वान संपादक के इस कथन 
में प्रामाणिकता नहीं पाई जाती । “कहा हुआ बताया जाता है” कथन 
ही संदेहास्पद है | अतएव हम अपना कथन अनुराग--सागर” के आधार 
पर ही स्थिर करना चाहते हैं जिसमें केवल यही लिखा है :-- 
नारि गवन आव सग्य स्रोई। जेठ मास बरसाइत दोई ॥* 

बील? अपनी ओरिएटल बायोग्रेफ़िकल डिक्शनरी मे कबीर का 
जन्म सन्‌ १४६० ( संवत्‌ १५४७ ) स्थिर करते हैं और उन्हें सिकंदर 
लोदी का समकालीन मानते हैं। डाक्टर हंटर अपने ग्रंथ इंडियन 
एंपायर के आठवें अध्याय में कबीर का समय सन्‌ १३०० से १४२० 
तक (संवत्‌ १३५७ से १४७७) मानते हैं| ब्रील ओर हंटर अपने अनुमान 
में १६० वर्ष का अंतर रखते हैं | जान ब्रिग्स सिकंदर लोदी का समय 
सन्‌ १४८८ से १५४१७ ( संवत्‌ १५४४--१४७४ ) मानते हैं। उनके 
कथनानुसार सिकंदर लोदी ने र८ वर्ष ५ महीने राज्य किया ।* जान 
ब्रिग्स ने अपना ग्रंथ मुसलमान इतिहासकारों के हस्तलिखित ग्रंथों के 
आधार पर लिखा है, अतएवं उनके काल-निर्णंय के संबंध में शंका नहीं 
हो सकती । यदि बील के अनुसार हम कब्चीर का जन्म सन्‌ १८६० में 
अर्थात्‌ सिकंदर लोदी के शासक होने के दो वर्ष बाद मानें तो सिकदर 


ए०्छ7--मा$ई छाठ्शाणओए ऐए शिक्मका जाएड्टी, 
9926 9, [000 706. 

“कबीर ग्रंथावल्ली-प्रस्तावना, पृष्ठ १८ 

*अनुराग सागर; पृष्ठ ८६ 

300. ऐलथ्राएछी. अतठ्शाध्णादो!। 760ाश५४--- 
“गुगणाव8 पाए 3606, ॥.णातंगा ( 894 ) 7०86 
204. 

ड[ना[5007ए ० (6 सिं5४ ०७ 76. 'शतावाणालदथा 
96प्र& 47 4709 - छिए [077 8७885, 0988 389, 


१७४ कबीर का रहस्यवाद 


लोदी की मृत्यु तक कब्वीर केवल २६ वर्ष के होगे | किन्तु झृत्यु के बहुत 
पहले ही सिकंदर लोदी कबीर के संपक में झा गया था । यह समय भी 
निश्चित करना आवश्यक है | 
श्री भक्तमाल सटीक में प्रियादास की टीका में एक घनाज्षरी है 
जिसके अनुसार कघीर ओर सिकद्र लोदी का साक्य हुआ था| वह 
घनाद्षरी इस प्रकार है :-- 
देखि के प्रभाव, फेरि उपज्यो अभाव द्विज; 
आयो पातसाह सो सिकंदर सनाँव है । 
विम्ुुख समूह संग माता हूँ. मिलाय कई, 
जाय के पुकारे “जू दुखायो सब गाँव है ॥?? 
स्यावो रे पकर वाका देखों में मकर केसो, 
झकर मिटाऊ गाढ़े जकर तनाव है | 
आनि ठाढ़े किये, काज़ी कहत सलाम करो, 
जाने न सलाम, जानें राम गाढ़े पाँच है ॥ 
इस घनाक्षरी के नीचे सीतारामशरण भगवानप्रसाद का एक नोट 
है: -- 
धयह प्रभाव देख करके ब्राह्मणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न 
हुआ | वे सत्॒ काशीराज को भी श्री कत्रीर जी के वश में जान कर, 
बादशाह सिकंदर लोदी के पास जो आगरे से काशी जी आया था 
पहुँचे | श्री कभ्वीर जी की मा को भी मिला के साथ में ले के मुसलमानों 
सह्दित बादशाह की कचहरी में जाकर उन सब ने पुकारा कि कबीर शहर 
भर में उपद्रव मचा रहा है. ..आदि” ९ 
इससे ज्ञात होता है कि जब सिकंदर लोदी आगरे से काशी आया, 
) भक्तम्राल सटीक-- सीतारामशरण भगवान असाद 
प्रथम बार, लखनऊ (सन्‌ १६१३०) 
* भ्क्तमाल, पृष्ठ ३५७० 


कबीर का रहस्यवाद ७२ 


उस समय वह कबीर से मिला। इतिहास से श्ात होता है कि सिर्कंदर 
लोदी बिहार के हुसेनशाह शरकी से युद्ध करने के लिए आगरे से काशी 
आया था। जान ब्रिग्स के अनुसार यह घटना हिजरी ६०० [ अर्थात्‌ 
सन्‌ १४६७४ | की है |* 

यदि कबीर सन्‌ १६६४ मे सिकंदर लोदी से मिले होगे तो व उस 
समय बोल के अनुसार केवल ४ वर्ष के होगे | उस समय उनका इतनी 
प्रसिद्धि पाना कि वे सिकंदर लोदी की अप्रसन्नता के पात्र बन सके, 
सपूर्णृतया असंभव है| अ्रतएब बील के द्वारा दी हुई तिथि भ्रमात्मक दे ) 

व्ही० ए० छ्मिथ ने कबीर की कोई निश्चित तिथि नहीं दी। वे 
अडरहिल द्वारा दी हुईं तिथि का उल्लेख मात्र करते हैं ।* बह तिथि है 
सन्‌ १४४० से १४१८ ( अर्थात्‌ संचत्‌ १४६७ से १४५७५ ) | यह समय 
सिकंदर लोदी का समय है ओर कबत्नीर का इस समय रहना प्रामाणिक है | 

पुतुठठखत जीव. जीपाएरए. ब०००ाताएए।ए एप 
[85 धाधए रात, 2गवे शध्ाएील्त 32०75: 86 
008, फांखितदेंश' 07 शैेद्वाएलाहए ए रह प्रॉधशया।0ठाड, 
०708580 ६6 (997868 ६0 968: ॥0४ बात ६॥8 +ज्र० 
गरापरंडड दका6 गा अंश एणे छूटी 06गीशा 2: ॥॥6 
8090: 0808700 8 2058 (27 ॥7685) 707 8७7]8788 

छा90०07४ ७० ६6 सेठ एणा ४6 शैगाव्ाय्राए6त॑वाए 
?0#कष  शादा8 फए [छा झेल2ए5 ऐिें, 7. 8 5. 
[07007 (929) 0986 57]-72. 

3 55 एमठलाफा। तह िव्वा00 जा व॑ठपा 
440 (0 358, 6 एउ5७त0 ६0 926 79८6९ ऊेशजल्शा 
4380 32706 420, 

बुफ& 0एच्रठणात जा5067ए ० फिताव हर 9४. 68. 
97707, 42926 26] (६006 706) 


१७६ कबीर का रहस्यवाद 


अतः कब्नीर की जन्म-तिथि किसी ने भी निश्चित प्रकार से नहीं दी । 
बाबू श्यामसुन्दरदास के अनुसार प्रचलित दोहे के आधार पर जेष्डठ 
पूर्णिमा, चंद्रवार संवत्‌ १४४६ ओर अनुराग सागर के आधार पर जे 
अमावस्या संवत्‌ १४४५ कबीर की जन्म-तिथि है। जेष्ठ पूर्णिमा संबत्‌ 
१४५६ को चन्द्रवार नहीं पड़ता अतएवं यह तिथि अनिश्चित है। ऐसी 
परिस्थिति मे हम कबीर की जन्म-तिथि जेष्ठ अमावस्या संवत्‌ १४२५ ही 
मानते हैं। कब्रीर-पथियों में भी जेठ बरसाइत स० १४४५ मान्य है जो 
अनुराग सागर द्वारा स्पष्ट की गई है| 
कबीर की मृत्यु की तिथि भी संदिग्ध ही है । 
इस सम्बन्ध में भक्तमाल में यह दोहा है :--- 
पंद्द्द सो उनचास में, मराहर कीन्हों गौन । 
अराहन सुदि एकादसी, प्रिल्ले पौन में पौन ॥ * 
इसके श्रनुसार कत्रीर की मृत्यु सं० १४४६ में हुई । कब्रीरपंथियो में 
प्रचलित दोहे के अनुसार यह तिथि सं० १५७५४ कही गई है।-- 
संबत्‌ पंद्रह से पछुत्तरा, कियो सगहर को गौन | 
माघ सुदी एकादशी रेलो पोन में पौन ॥* 
सिकंदर लोदी सन्‌ १४६४ (संवत्‌ १५५१ ) में कबीर से मिला 
था ३ अतएव भक्तमाल के दोहे के अनुसार कबीर की मृत्यु तिथि 
अशुद्ध है। कबीर की मृत्यु संचत्‌ १४५१ के बाद द्वी मानी जानी 
चाहिए | डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी के अनुसार कबीर का सिकंदर लोदी 
से मिलना चित्य है। उनका समय चौदहवीं शताब्दी के अ्रंतिम वर्षों में 
ही मानना समीचीन है| वे लिखते हैं :--- 


िनन ल्‍बसलशिलणणणओ लण्ड डीलर 





“भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ३७४ 

*कबीर कसौटी 

अनाइ07ए ए परा8 सचिव ० ६6 शी07०77770097 
90 40 [9079 09 ॥00० 87885, 0986 57]--74 


कबीर का रहस्यवाद १७७ 


“क्न्चीर का समय चोदहवीं शताब्दी का उत्तरकाल और संभवतः 
पद्रहवीं शताब्दी का पूर्वकाल मानना अधिक युक्तिसंगत जान पड़ता 
है | सिकंदर लोदी के समय में उनका होना सर्वथा संदिग्ध है। केवल 
जनश्रुतियों के आधार पर ही ऐतिहासिक तथ्य स्थिर नहीं हो 
सकता |? * । 

नागरी प्रचारिणी सभा से कब्रीर-पंथावली का संपादन सं० १५४६१ 
की हस्तलिखित प्रति के आधार पर किया गया है।* इस प्रति में वे 
बहुत से पद्‌ और साखियों नहीं हैं जो अंथसाहब में संकलित हैं| इस 
संबंध में बाबू श्यामसुन्दरदास जी का कथन हैः--इससे यह मानना 
पड़ेगा कि या तो यह सबत्‌ १५६१ वाली प्रति अधूरी है अथवा इस 
प्रति के लिखे जाने के १०० वर्ष के अंदर बहुत सी साखियाँ आदि 
कबीरदास जी के नाम से प्रचलित हो गई थीं, जो कि वास्तव में 
उनकी न थीं। यदि कब्रीरदास का निधन संवत्‌ १५७५ में मान लिया 
जाता है तो यह बात अ्रसंगत नहीं जान पड़ती कि इस प्रति के लिखे 
जाने के अनंतर १४ वर्ष तक कबीरदास जी जीवित रहे और इस बीच 
में उन्होंने और बहुत से पद बनाए हो जो गंथसाहब में सम्मिलित कर 
लिए गए, हों |?” * 


बाबू साहब का यह मत समीचीन जान पड़ता है। कब्ीरपंथियों के 
विचार से साम्य रखने के कारण मृत्यु-तिथि सं० १५७५ ही मान्य है। 
इस प्रकार कबीर की जन्म-तिथि सं० १४५४५ और मत्यु-तिथि सं० 
१५७५ ठहरती है। इसके अनुसार वे १२० वर्ष तक जीवित रहे । 

कचीर की जाति में भी अभी तक संदेह है। कत्रीरपंथी तो उन्हें 


*कबीर का समय-हिंदुस्तानी; एष्ड २१९, भाग रे, अड्डू २ । 
* कबीर अंथावल्नी, भूमिका पृष्ठ २ | 
>चह्दी पृष्ठ २१ | 

२२ 


चज्प कबीर का रहस्यवाद 


जाति से परे मानते हैँ ।' कितु किंवदंती हैं कि थे एक ब्राह्मणी विधवा 
के पत्र थ | विधवा-कन्या का पिता भरी रामानंद का बड़ा भक्त था! 
एक बार श्री रामान॑ंद उस विधवा-कन्या के प्रणाम करने पर उसे 'पुत्रवतीः 
होने का आशीववांद दे बैठे | ब्राह्मण ने जब अपनी कन्या के विधवा 
होने की बात कही तब भी रामानंद ने अपना वचन नहीं लौठाया। 
आशीर्वाद के फल-स्वरूप उस विधवा-कन्या दे। एक पुत्र हुआ जिसे 
उसने लोकलाज के डर से लहरतारा तालाब के किनारे छिपा 
दिया । कुछ देर बाद उसी रास्ते से नीरू जुलाह अपनी नव-विवाहिता 
स्ली नीमा को लेकर जा रहा था। नवजात शिशु का सौंदर्य देखकर 
उन्होंने उसे उठा लिया और उसका अपने पुत्र के समान पालन 
किया, इसीलिए, कबीर जुलाहें कहलाए,, यद्यपि व ब्राह्मणी विधवा के 
पत्र थे । 

महाराज रघुराजसिंह की “भक्तमाला रामरसिकावली” से भी 
इस घटना का उल्लेख हू पर कथा में थोड़ा सा अंतर आ गया 
है।* कुछ कब्रीरपंथियों का मत है कि कबत्रीर ब्राह्मण की विधवा-कन्या 


है अनाम अविचल अविनाशी, अकट्ट पुरुष सतलोक के वासी ।) 
“श्री कबीर साहब का जीचन-चरित्र (श्री जनकलाल) नरसिंह- 
पुर (१६०४) 
"रामानंद रहे जग स्वामी | ध्यावत निसिदिन अंतरयासी ॥ 
तिनके ढिग विधवा एक नारीं। सेवा करें बढ़ी अमधारी ॥ 
प्रभु एक दिन रह ध्यान लगाई । विधवा तिय तिनके ढिग आई ॥ 
प्रभुष्टिं कियो चंदन बिन दोषा । प्रभु कह पुत्नवती भरें घोषा ॥ 
तब तिय अपनो नाम बखाना ! यह विपरीत किया बरदाना ॥ 
स्वासी कह्यो निकसि सुख झायो । पुश्रवती हरि तोहि बनायो ॥ 
छू है पुत्र कलंक न लागी | तव सुत हो है हरि अजुरागी ॥ 
तब तिय-कर फुलका परि श्रायो। कछु दिन में ताते सुत जायो ॥ 


कबीर का रहस्यवाद ६७६ 


के पुत्र नहीं थे, वरन रामानन्द के गशीर्वाद के फल-स्वरूप वे उसकी 
हथेली से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वे करवीर (हाथ के युत्र) अथवा 
(करवीर का अपमश्रृंश) “कबीर! कहलाए, | बात जो भी हो, कबीर का 
जन्म जनश्रुति ब्राह्मण-कन्या से जोड॒ती है| किन्तु प्रश्न यह दे कि यदि 
कबीर विधवा की संतान थे तो यह बात लोगों को ज्ञात केसे हुई! 
उसने तो कबीर को लहरतारा के समीप छिपा कर रख ठिया था। 
ओर यदि ब्राह्मण-विधवा को वरदान देने की बात लोग जानते 
थेतो उस विधवा ने अपने बालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों 
किया १ रामानन्द के आशीवांद से तो कलंक-कालिमा की आशंका भी 
नहीं हो सकती थी । इस प्रकार कबीर की यह कलंक-कथा निमूल सिद्ध 
होती है। इस कथा के उद्गम के तीन कारण हो सकते हैं। प्रथम तो 
यह कि इससे रामानन्द के प्रभत्व का प्रचार होता है। वे इतने प्रभाव- 
शाली थे कि अपने आशीर्वाद से एक विधवा-कन्या के उद॒र से पुत्रोत्त्ति 
कर सकते थे | दूसरा कारण यह हो सकता है कि कपरीर के पंथ मे॑ बहुत 
से हिन्दू भी सम्मिलित थे । अपने गुरु को जुलाहा की हीन ओर नीच 
जाति से हटा कर वे उनका सम्बन्ध पवित्र ब्राह्यण जाति से जोइना 
चाहते थे | और तीसरा कारण यह है. कि कुछ कट्टर हिन्दूं और मुसल- 
मान जो कबीर की धार्मिक उच्छुद्डलता से छुब्ध थे वे उन्हें अपमानित 
और कलंकित करने के लिए उनके जन्म का सम्बन्ध इस कल्क-कथा 
से घोषित करना चाहते थे । 

कबीर के जन्म-सम्बन्ध में प्राप्त हुए कुछ प्रमाणों से यह स्पष्ट होता 


,ननन+. अपन मनन... सपना +-न ली अअनन्‍काम 





किप>०क०३-रकम५म»+9५आ नकजक+-ककनन 


जनत पुत्र नस बजे नगारा । तद॒वि जननि डर सोच अपारा || 
सो सुत लै तिय फेंक्यों दूरी । कढ़ी जुल्वादिन तह एक रूरी ॥ 
सो बालकहिं अवाय निहारी | गोद राखि निज भवन खिधारो ॥| 
लालन पालन, किय बहु भाँती | सेयो सुतद्दि नारि दिन रातों ॥ 
--भक्तमाला रामरसिकावली 


ब८० कबीर का रहस्यवाद 


है कि वे ब्राह्मण-विधवा की सनन्‍्तान न होकर मुसलमानी कुल में ही पेंदा 
हुए थे। सब से अ्रधिक प्रामाणिक उद्धरण हमें आदि श्रो गुरुग्रन्थ साहब 
में मिलता है | उक्त ग्रंथ में श्री रैदास के जो पद संग्रहीत हैं, उसमें एक 
पद्‌ इस प्रकार है।-- 

मलारब।|णीभगतरबविदासजी की 

१ठोसतिगुरप्रसाद ॥........... ..«- ॥ ३॥१॥ 

मलार ॥ हरिजपततेऊकजनापदमकवलासपतितासमतुलिनहींआनकोऊ || 

एकहीएकश्रनेकश्नेककहो श्बिसथरिठोआन रेआानभरपूरिसोऊक ॥ रहाजु ॥ 
जाकैभागवतुल्ेखीअश्रवरुनहीपेखीअतासकी जातिआछोपछीपा । विश्वासमहि- 
लेखीश्रेसनकमहिपेखीओनामकीनामनासपतदीपा ॥१॥ 

जाकेंद्ीदिबकरीदिकुलगऊरेवधुकरहिमानीअहिसेखहीदपीरा || जाके 
बापवैसीकरीपूतअसीसरीतिहू रेलीकपरसिधकवीरा ॥ २ ॥ जाकेकुटुम्बकेहेंड- 


मलार बाणी भगत रविदास जी की 

* हो सतशुरु प्रसादि ॥|............ ---- ॥३ || १| 
मज्नार | हरि जपत तेऊ जनां पदम कवलासपति ता सम तुल्ति नहीं 
आन कोऊ | एक हों एक अनेक अनेक होह विसथरिडोआनरे आन भर- 
पूरि सोऊ || रहाऊ ॥ जाके भगवतु लेखओ अवरु नहीं पेखोओ तास की 
जाति आह्वोप छीपा ॥ बियास यदि छोेखीओ सनक मह्दि पेखिश्रे नाम की 
नामना सपत दीपा ॥१॥ जाके ड्ीदि बकरीदि कुल गऊ रे बधु करहि 
मानीभ्रद्दि सेख सह्दीद पीरा ॥ जाके बाप वैसी करी पूत्त ओसी सरी तिहू 
रे लोक प्रसिध कबीरा ॥ २॥ जाके कुटुम्ब के ढेढ़ सम ढोवत फिरदि अजहूँ 
बनारसी आसपासा ॥ अचार सद्दित विश्न करद्दि डंडडति तिलि तने 
रविदासदासानुदासा ॥र३॥ २॥ 

“आदि श्री गुरुमनध साहिब जी; पृष्ठ 8८ 

भाई मोहनसिंद वेद्य, तरनतारन (अमृतसर) 

१७ अरास्त १६२७; बुधवार 


कबीर का रहस्यवाद १८१ 


सबदोरदोबतफिरहि अजहूँ बनारसी आसपासा | आचारसहिंत विप्रकरहिडंड- 
उतितिनितनैरविदासदासानुदासा ॥३॥ ॥२॥ 
रैदास के इस पद में नामदेव, कबीर और स्वयं रैदास का परिचय 
दिया गया है। नामदेव छीपा (दर्जी) जाति थे । कबीर जाति के मुसलमान 
थे जिनके कुल में ईद बकरीद के दिन गऊ का बध होता था जो शेख 
शहीद और पीर को मानते थे । उन्होंने अपने बाप के विपरीत आचरण 
करके भी तीनों लोकों में यश की प्राप्ति की | रैदास चमार जाति के थे 
जिनके वंश में मरे हुए, पशु ढोए जाते हैं और जो बनारस के निवासी ये । 
आदि श्री गुरुगअथ के इस पद के अनुसार कन्नीर निश्चय ही मुंसल- 
मान वंश में उत्पन्न हुए, थे | आदि ग्रंथ का संपादन सबत्‌ १६६१ में 
हुआ था। सिक्‍खों का धार्मिक अ्ंथ होने के कारण इसके पाठ में अरणु- 
मात्र मी अंतर नहीं हुआ | निर्देशित आदि श्री गुरुगंथ साहिब गुरुमुखी 
में लिखे हुए इसी ग्रंथ की अविकल प्रति है।* इस प्रकार यह प्रति और 
*इस दशा और त्रुटि को देखते हुए श्री सतगुरु जी की भेरना से 
यदि सेवा करने का उतसाह दास को हुआ ओर आदि में भेटा भी अती 
अलाप ल्ञारत से भी बहुत कम रखने का ब्रिढ़ विचार और ओ्रेसा दी 
बरताव किया गया। फिर यहि विचार हुआ कि शब्द के स्थान शब्द 
तथा भर हिंदी शब्द या पद हिंदी की लेखन अणाली के अनुसार लिखे 
जायें या यथातथ्य गुरुमुखी के अनुसार ही लिखे जायें ! इस पर बहुत 
विचार करने से यही निश्चय हुआ कि मद्रान पुरुषो की तफ से जो अक्षरों 
के जोड़ तोड़ मन्न रूप दिव्य वाणी में हुआ करते हैं डनके मिलाप सें 
कोई अमोघ शक्ती द्ोती है जिसको स्व साधारण हम लोग नहीं समझ 
सकते ! परन्तु उनके पठन पाठन में यथातथ्य उच्चारन से ही पूर्ण सिद्धि 
प्राप्त हो सकती है। इसके सिवाय यह भी है कि श्री गुरुमन्थ साहिब 
जी के प्रतिशत 5० शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी पाठक ठीक-ढोक समझ 
सकते हैं । इस विचार के अचुसार ही यह हिन्दी बीड़ गुरमुखी लिखित 


धृद्धर कबीर का रहस्यचाद 


उसका पाठ अत्यंत प्रामाणिक है| इस प्रमाण का आधार श्री मोहनसिह 
ने भी कबीर की जाति के निर्णय करने में लिखा है| * 
दूसरा प्रमाण सद्गुरु गरीबदास जी साहिब्र की बाणी* से प्राप्त ढोता 
है | इसमें पारख का अग!? ॥१२। के अन्तर्गत कबीर साहब का जीवन- 
चरित्र दिया हुआ है। प्रारम्भ में टी लिखा हुआ है :-- 
गरीब सेवक होथ करि उतरे 
इस पृथिदी के मँहि 
जीव उधारन जगत गुरु बार बार बलि जाँहे ॥३८०॥ 
गरीब काशी पुरी कस्त फ्रिया, उतरे अघर उधार । 
मोमत को सुजरा हुआ, जद्गल्य में दीदार ॥ रे८ भा! 
गरीब कोदि किरण शशि भाव सुधि, आसन अधथर बिसान । 
परसत प्रण ब्रह्म फू, शोतल्य पिंडरु प्राथ ॥श८२॥ 
गरीब गोद लिया मुख चंबि करे, हेस रूप सलकंत ) 
जगर मगर काया करे, दमके पदम अनंत ॥इे८र।। 
ररीब काशी उम्रदी गुल भया, मो सन का बर घेर । 
कोई कहे ब्रह्म विष्णु हैं, कोई कहे इंद कुबेर ॥३८६४॥ 
इस उद्धरण से यह ज्ञात होता हैं कि कबीर ने काशी भे सीधे सुमलमान 
अनुसार ही रखी गई है शर्थात्‌ केवल गुरसुखी से अक्षरों के स्थान 
हिन्दी ( देवनागरी ) अक्षर ही किये गये हैं--- 
चही अन्य, प्रकाशक को विनय, पृष्ठ ३ 
खिजा--लीड ओिपट्ाशुओए, उिछ शिठाश। ७57६, 
2000, 30798 रिएा क्षाएं 505, +87076 ]934 
“क्री सदगुरु गरीबदास जो साहिब की बाणी 
संपादक अजराननन्‍्द गरीबदासी रमताराम 
आये सुधारक छापाखाना, बड़ादा 
>बही प्रन्थ, पृष्ठ १६६ 


कबीर का रहस्यवाद १८३ 


€ मोमिन ) ही को दशन देकर उसके घर में जन्म अहणु किया। ओर 
मोमिन ने शिशु कबीर का मूह चूम कर उसके अलौकिक रूप के दशन 
किये | इस अवतरण से भी कबीर की ब्राह्मणी विधवा से उत्तद्ू होने की 
किवदंती ग़लत हो जाती है| सद्गुरु गरीबदास जी साहिब की बाणी भी 
प्रामाणिक ग्रंथ माना जाना चाहिए. क्योंकि वह सवत्‌ श्ष्य६० की एक 
ग्राचीन हस्तलिखित प्रति के आधार पर प्रकाशित की गई ४ ।+ 
इन दो प्रमाणों से कबीर का मुसलमान होना स्पष्ट है। इन्होंने अपनी 
जुलाह्य जाति का परिचय भी स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर दिया है :-- 
१ तननां बुननां तज्ष्या कबीर, राम नाम खिखि ल्लिया खरीर || 
२ जुलाहे तनि बुनि पॉन न पावल, फारि बुनी दस ठांई हो ॥ 
२ जाति जुलाहा मति को घीर, 
हरषि हरप गुण रमे कबीर ।* 
४ तू' बॉछायण में कासी का जुल्लाद्दा, 
चीनिद ने मोर गियाना ।* 


)यह अथ स्ताहिब इस्तलिखित विक्रम संवत्‌ १८६० मित्ती वेसाख 
मास का लिखा हुवा मेरे को मुकाम पिलाणा जिरुला रोहतक में मिला 
हुआ जैसा का तैखा छापा है जिसको अ्रसल जिखा हुआ ग्रत्थ साहिब 
देखना हो वह बड़ोद में श्री जुम्मादादा व्यायाम शाला प्रो० माणेकराव 
के यहाँ कायम के किये, रखा गया है सो सब चहों से देख सकते हैं :--- 

अजरानन्द गरीबदासी 

“>घाणी को प्रस्तावना 
२क्बौर प्रथावली ( नागरी प्रचारियी सभा ) इ*० प्रे० प्रयाग 
१8२८, पृष्ठ &£ 

हु बही पृष्ठ १०४ 
रे. 399 )5 3र८ 


४ 
१3 १9 १७३३ 


१४४ कबीर का रहस्यवाद 


४ जाति जुलाहा नॉम कबीरा, 
बनि बनि फिरों उदास ।* 
६ कहत कबीर मोहि भगत उम्राहा; 
कृत करणीं जाति भया जुलाहा ॥* 
७ ज्यू' जल में जल पेसि न निकसे, 
यू. हुरि सिलया जुलाहा | 
८ रुरु असाद साथ की संगति, 
जग॒ जीते जाइ. जुलाहा ।॥ 
कबीर के छठे उद्धरण से तो यही ध्वनि निकलती है कि पूर्व कर्मा- 
नुसार ही उन्हें जुलाहे के कुल में जन्म निला। “भया” शब्द इस 
ख्र्थ का पोपक है । 
कबीर बचपन से ही घम की ओर आकर्षित थे। वे भजन गाया 
करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे पर “'निगुरा! ( ब्रिना गुरु 
के ) होने के कारण लोगों में आदर के पात्र नहीं थे और उनके भजनों 
अथवा उपदेशों को भी कोई सुनना पसंद नहीं करता था। इस कारण 
वे अपना गुरु खोजने की चिता में व्यस्त हुए। उस समय काशी में 
रामानन्द की बड़ी प्रसिद्धि थी | कबीर उन्हीं के पास गए, पर कबीर के 
मुसलमान होने के कारण उन्होने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं 
किया । वे हताश तो बहुत हुए. पर उन्होंने एक चाल सोची | प्रातःकाल 
अंधेरे ही में रामानंद पंचगंगा घाट पर नित्य स्नान करने के लिए जाते 
थे | कबीर पहले से ही उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों पर लेट रहे | 
रामानद जैसे ही स्नानार्थ आए वैसे ही उनके पैर की ठोकर कबीर के 


न] अमन ७०... >>मी>-मकअतम 





हल अलनननसनलाल स्नान गण. 


) कबीर ग्रथावल्वी (ना० प्र० स०), इ० ओर०, प्रयाग १६२८, पु० १८१ 
है वही पृष्ठ १८१ 


कबीर का रहस्यवाद १८२! 


सिर में लगी | ठोकर लगने के साथ ही रामानंद के मुख से पश्चात्ताप 
के रूप में 'राम? 'राम” शब्द निकल पड़ा । कबीर ने उसी समय उनके 
चरण पकड़ कर कहा कि महाराज, आज से आपने मुझे! राम नाम से 
दीक्षित कर अपना शिष्य बना लिया। आज से आप मेरे गुरु हुए । 
रामानंद ने प्रसन्न हो कबीर को हृदय से लगा लिया। इसी समय से 
कबीर रामानंद के शिष्य कहलाने लगे | बाबू श्यामसुन्द्रदास ने अपनी 
पुस्तक कबीर अंथावली में लिखा है :-- 

“केवल किंवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरू मान लेना 
ठीक नहीं। यह किवदती भी ऐतिहासिक जाँच के सामने टीक नहीं ठहरती । 
रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से संवत्‌ १४६७ 
में हुईं, इससे १४ या १५५ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण 
विद्यमान है। उस समय कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी 
क्योंकि हम ऊपर उनका जन्म १४५६ सिद्ध कर आए हैं। ११ वर्ष के 
बालक का घूम फिर कर उपदेश देने लगना सहसा ग्राह्म नहीं होता । और 
यदि रामानन्द जी की मृत्यु संवत्‌ १४४२-४३ के लगभग हुई तो यह 
किंबदंती कूठी ठहरती है; क्योंकि उस समय तो कबीर को संसार में आने 
के लिए अभी तीन चार वर्ष रहे होगे |? 

बाबू साहब ने यह नहीं लिखा कि रामानंद की मृत्यु की तिथि 
उन्होंने किस प्रामाणिक स्थान से ली है। नाभादास के भक्तमाल की टीका 
करनेवाले प्रियादास के अनुसार रामानंद की मृत्यु सं० १४०५४ विक्रमी मे 
हुई इसके अनुसार रामानद्‌ की मृत्यु के समय कबीर की अवम्था ४६ वर्ष 
की रही होगी । उस अ्रवस्था में या उसके पहले कब्चीर क्या कोई भी भक्त 
घूम फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानन्द का शिष्य बन सकता 
है। फिर कबीर ने लिखा है :--- 
काशी में हम प्रगट भये हैं रामानंद चिताएं। ( कबीर परिचय ) 


सब्म-»ौननतननवलानतणा 77“ लिनिलनात ++ल्‍ 


3 कबीर ग्न्‍न्थावली, भूमिका पृष्ठ २४ । 


धृ२६ कृबीर का रहस्यवाद 


कुछ विद्वानों का मत है कि शेख़ तक़ी कबीर के गुरु थे।” पर जिस 
शुरू को कबीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे उस शुरु शेख़ तक़ी के लिए, 
ऐसा वे नहीं कह सकते थे :--- 

घद घट है अव्रिनासी सुनहु तकी तुम शेख 
( कबीर परिचय ) 

हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वे शेख तक़ी के सत्संग में रहे हों 
ओर उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार हो ! 

कबीर का विवाह हुआ था अथवा नहीं, यह संदेहात्मक है। कहते 
हैँ कि उनकी स्त्री का नाम लोई था। वह एक बनखंडी बैरागी की कन्या 
थी | उसके घर पर एक रोज़ संतों का समागम था। कबीर भी वहाँ थे | 
सच संतो को दूध पीने को दिया गया। सब ने तो पा लिया, कबीर ने 
अपना दूध रक्‍्खा रहने दिया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक 
संत आ रहा है, उसके लिए यह दूध रख दिया गया है। कुछ देर में 
संत उसी कुटी पर पहुँचा | सब लोग कबीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये | 
लोई तो भक्ति मे इतनी विहल हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी | 
कोई लोई को कबीर की खत्री कहते हैं, कोई शिष्या | कबीर ने निस्संदेह 
लोई को संत्रीघित क्र पद लिखे हैं | उदाहरणार्थ :--- 


कहत कबीर सुनहु रे लोई 
हरि बिन राखन हार न कोई | 
( कबीर भ्रथावल्ली, पृष्ठ १$८ ) 
संभव है, लोई उनकी स््रीहों पीछे संत-स्वभाव से उन्होंने उसे 
शिप्या बना लिया हो | उन्होने अपने गाहंस्थ-जीवन के विषय में भी 
लिखा है :-- 
एर्वाआः छाते धार दि शेिगाएी, 72ए 65७८० 
]0506 25 


कबीर का रहस्यवाद 4८७ 


मारी तौ इस भी करी, पाया नहीं विचार 
जब जानी तज परिहरी नारी बड़ा विकार । 
(सत्य कबीर की साखी, पृष्ठ ३३३) 
कहते है, लोई से इन्हें दो संतान थीं। एक पुत्र था कमाल, और 
दूसरी पुत्री थी कमाली | जिस समय ये अपने उपदेशो से प्रसिद्धि प्राप्त 
कर रहे थे उस समय सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा था। उसने कबीर के 
अलौकिक कत्यों की कहानी सुनी। उसने कबीर को बुलाया और जब 
उसने कबीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर 
उन्हें आग में फेंका, पर वे साफ बच गये, तलवार से काटना चाह्या पर 
तलवार उनका शरीर बिना काटे ही उनके भीतर से निकल गई | तोप 
से मारना चाहा पर तोप मे जल भर गया | हाथी से चिराना चाहा 
'पर हाथी डर कर भाग गया | 
ऐसे अलोकिक कृत्यो में कहाँ तक सत्यता है, यह संभवतः कोई 
विश्वास न करे पर महात्मा या संतो के साथ ऐसी कथाओं का जोड़ना 
आश्चय-जनक नहीं है | 
मृत्यु के समन कबीर काशी से मगहर चले आए थे। उन्होंने 
शिखा है :--- 
खकल जनम शिवपुरी गँवाया 
मरति बार सरहर उठि घाया । 
(कबीर परिचय) 
यह विश्वार है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, मगहर से 
मरने से गधे का जन्म | पर कबीर ने कहा ३--- 
जो काशी तन तजे कबीरा 
तो रामहि कोन निहोरा । 
(कबीर परिचय) 
वे तो यह चाहते थे कि यदि में सच्चा भक्त हूँ तो चाहे काशी में 
मर्ूू चाहे मगहर में, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। यही विचार कर वे 


वैदप कबीर का रहस्यवाद 


मगहर चलें गए, | उनके मरने के समय हिंदू मुसलमानों में उनके शव 
के लिए, झगड़ा उठा | हिंदू दाह-कर्म करना चाइते थे और मुसलमान 
गाडना चाहते थे। कफन उठाने पर शव के स्थान पर फूल-राशि 
दिखलाई पड़ी जिसे हिंदू मुसलमानों ने सरलता से अर्थ भागों में विभा- 
जित कर लिया | हिंदू और मुसलमान दोनो संतुष्ट हो गये । 

कबिता की भाँति कचीर का जीवन भी रहस्य से परिपूर्ण है । 


| 
कबीर की कविता से संबंध रखनेवाले हठयोग ओर सृफ़ीमत में 
प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के अथ :--- 


(ञअ) हठयोग 
१-अवधू 
यह अवधूत का अ्रपश्रंश है। जिसका अर्थ है, जो संसार से 
वैराग्य लेकर संसार के बंधन से अपने को अलग कर लेता है। 
यो विलंध्याश्रमान्‌ वर्णान आत्मंयेव स्थितः प्रमान । 
अति वर्णाश्रमी योगी अवधूतः स उच्यते ॥| 
ऐसा भी कद्दा जाता है कि यह नाम रामानन्द ने अपने अनुयायियों 
ओर भक्तों को दे रक्‍खा था क्योकि उन्होंने रामानुजाचार्य के क्मकांडों 
की उपेक्षा कर दी थी । 
२-अमृत 


ब्रह्मरंध्र में स्थित सहख-दल-कमल के मध्य में एक योनि है। 
उसका मुख नीचे की ओर है | उसके मध्य में चंद्राकार स्थान है जिससे 
सदेव अमृत का प्रवाह होता है। यह इडा नाड़ी द्वारा बहता है और 
मनुष्य को दीर्घायु बनाने में सहायक होता है। जो प्राणायाम के साधनों से 
अनभिज्ञ हैं, उनका अ्रम्ृृत-प्रवाह मूलाघार-चक्र में स्थित सूर्य द्वारा 
शोषण कर लिया जाता है | इसी अम्गृत के नष्ट होने से शरीर वृद्ध 
बनता है | यदि अभ्यासी इस अमृत का प्रवाह कंठ को बंद कर रोक ले 
तो उसका उपयोग शरीर की वृद्धि ही में होगा। उसी अमृत-पान से 
वह अपने शरीर को जीवन की शक्तियों से पूर्ण कर लेगा और यदि तक्तुक 
भी उसे काट लें तो उसके शरीर में विष का संचार न होगा | 


१&० कबीर का रदस्पवाद 


३-अनहुद 
योगी जब समाधिस्थ होता है तो उसके शूल्य अथवा आकाश 
( ब्रह्मरंध्र के ममीप के वातावरण ) में एक प्रकार का सगीत होता है 
जिससे वह मस्त होकर ईश्वर की ओर ध्यान लगाए रहता है। इस शब्द 
का शुद्ध रूप अनाहद है | यह ब्रह्मरध्र मे निरंतर होता रहता है । 
४-इला ( इंडा ) 
मेरुटंड के बाएँ और की नाड़ी जिसका अत नाक के दादिने ओर 
होता है | 
४-अहार ( पाँच ) 
पॉच ज्ानेन्द्रियाँ | 
आँख, नाक, कान, जीम, त्वचा । 
६-काशी 
आशा-चक्र के समीप इडा ( गंगा या बरना ) और पिंगला ( यमुना 
या असी ) के मध्य का स्थान काशी ₹ वाराणसी ) कहलाता है । यहाँ 
विश्वनाथ का निवास है । 
इडा हि पिगला ख्याता वाराणुसीति होच्यते 
बाराणसी तयोम॑ध्ये विश्वनाथोत्र भाषितः । 
( शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १०० 3 
७-किसान ( पंच ) 
शरीर में स्थित प॑च प्राण 
उदान; प्रान, समान, अपान और व्यान । 
उदान-- मस्तिष्क में 
प्रान-छृदय में 
समान---नाभि मे 
ऋपान---सुद्य स्थान में 
व्यान--समस्त शरीर में 


कबोर का रहस्यचाद १8% 


८ -खिसम 

सत्पुरुष ( देखिए माया की विवेचन! 
“गंगा 

इंडा नाड़ी ही गंगा के नाम से पुकारी जाती है। कभी कभी इसे 
बरना भी कहते हैं। इस नाड़ी से सदेव अमृत का प्रवाह होता है यह 
आज्ञा चक्र के दाहिने ओर जाती हैं | 
१०-गगन 

( शूत्य देखिए ) 
१९-घट 

शरोर। 
१२-चंद्‌ ; 
ब्रह्मर भ्र में सहख-दल कमल है| उसमे एक योनि दे । जिसका मुख 
नीचे की ओर है। इस योनि के मध्य में एक चंद्राकार स्थान है, जिससे 


सदेव अमृत प्रवाहित होता है। यही स्थान कपीर ने चंद्र के नाम से 
पुकारा है । 


१३-चरखा 
काल-चक्र, ( देखिए पुष्ठ २७ ) 
१४-चोर ( पंच ) 
पंच विकार 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद । 
१५४०“जमुना 
पिगला नाड़ी का दूसरा नाम जमुना है | इसे असी! भी कहते हैं । 
यह आज्ञा-चक्र के बाएँ ओर जाती है | 
१६-जना (तीन) 
तीन गुणु-- 


“48 २ कबीर का रहस्यवाद 


सत, रज, तम । 
$ ७-तरुबर 

मेरुदंड | 
१८- त्रकुटी 

भोंहो के मध्य का स्थान ! 
१६-ढाई 

पच्चीस प्रकृतियाँ । 
२०-घधनुष 

( देखिए त्रिकुटी ) 
२१-नागिनी 

मूलाधार-चक्र की योनि के मध्य में विद्य ल्लता के आकार की सर्प 
की भॉति साढे तीन बार मुड़ी हुई कुडलिनी है जो सुषुम्णा नाड़ी के 
परुख की ओर है। यह सजनात्मक शक्ति है और इसी के जाणत होने से 
योगी को सिद्धि प्राप्ति होती है । 
२२-पंच जना 


अद्वेतवाद के अनुसार विश्व केवल एक तत्त्व में निहित है--उस 
तत्व का नाम है परत्रह्म । सृष्टि करने की दृष्टि से उसका दूसरा नाम है 
मूल प्रकृति | मूल प्रकृति का प्रथम रूप हुआ आकाश, जिसे अंग्रेजी में 
ईथर ( ८८४०० ) कहते हैं। आकाश ( ईथर ) की तरंगों से वायु प्रकट 
हुईं | वायु के संघषेण से तेज ( पावक ) उत्पन्न छुआ । तेज के संघर्षण 
'सें तरल पदार्थ ( जल ) उत्पन्न छुआ जो अंत में दृढ़ ( पथ्वी ) हो 
जाता है| इस प्रकार मूल प्रकृति के क्रमशः पाँच रूप हुए जो पंच-तत्त्वों 
के नाम से कहे जाते हैं :-- 

आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी । 

ये पाँचों तत्व क्रमशः फिर मूल प्रकृति में लीन हो सकते हैं । पृथ्वी 


कबीर का रहस्यवाद १६३ 


जल में, जल तेज में, तेज वायु में और वायु फिर आकाश में लीन हो 
सकता है और फिर अनंत सत्ता का एक प्रशांत साम्राज्य हो सकता है।' 
यही अद्वैतवाद का सारभूत तत्त्व है | प्रत्येक तत्त्व की पॉच प्रकृतियाँ भी 
हैं| इस प्रकार पाँच तत्व की पतच्चीस प्रकृतियाँ हो जाती हैं। वे क्रमशः. 
इस प्रकार हैं :--- 
आकाश की प्रकहृतियाँ--मन, बुद्धि, चित्त अहंकार, अंतःकरण ।, 
वायु , ५». प्रान, अपान, समान, उदान, ब्यान |, 


तेज ,, ,, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा ), 

जल ,, ,,. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध । 

पृथ्वी , »+ . दाथ, पैर, मुख, गुद्य, लिग ॥ 
२३-पिंगला 


मेरुदणग्ड के दाहिने ओर की नाड़ी। इसका अंत नाक के बाएँ 
ओर होता है। 
२४-पवन 
प्राणायाम द्वारा शरीर की परिष्कृत वायु | 
२५-पनिहारी (पंच) 
पाँच गुण--शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध । 
२६-बंकनालि 
(नागिनी देखिए) 
२७-महारस 
(अ्रम्नत देखिए) 
२८-मंदला 
(अनहद देखिए) 
२२-पदचक 
सुषुम्धा नाड़ी की छुः स्थितियाँ छुः चक्रों के रूप में हैं। उन चक्र: 
१३ 


पृ8 ७8 कबीर का रहस्यवाद 


के नाम हैं -- 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अश्रनाहद, विशुद औ्रौर आशा | 
मूलाधार चक्र गुह्य-स्थान के समीप, 
स्वाधिष्ठान चक्र लिग-स्थान के समीप, 
मणिपूरक चक्र नाभि-स्थान के समीप, 
अनाहद चक्र हृदय-स्थान के समीप, 
विशुद्ध चक्र क्‌ठ-स्थान के समीप और 
आशा चक्र दोनो भौंहों के बीच ( त्रिकुठी में ) 


प्रयेक चक्र की सिद्धि योगी की दिव्य अनुभूति में सहायक 
होती है। 
३०-सुरति 

स्मृति का अपभ्रंश है। जिसका अ्रथ' अनुभव की हुई वस्तु का 
सदबोध ( उस चीज़ को जगाने वाला कारण ) सहकार से संस्कार के 
ग्राधीन ज्ञान विशेष है।! श्री माधवप्रसाद का कथन है कि सुरति 
स्वरत? का रूप है जिसका तात्पय है अपने में लीन हो जाना। कुछ 
विद्वान इसे फ़ारसी के 'सूरत-इ-इलमिया! का रूप बतलाते हैं। कबीर 
के आदि-मंगल” में सुरति का अथ आदि ध्वनि से ही लिया जा सकता 
है जिससे शब्द उत्पन्न हुआ है और ब्रह्माश्रों की सृष्टि हुईं :-- 

१. प्रथम मूर्ति समरथ कियो घट में सहज डपचार 

२ तब समरथ के क्षवण ते मूल सुरति से सार । 

शब्दू कला ताते भई पोंच ब्रह्म अनुहार ॥ (आदि मंगल) 

२१-ुन् 

ब्रह्मरंत्र का छिंद्र जो ( ० ) बिन्दु रूप होता है। इसी से कुण्ड- 
लिनी का संयोग होता दै। इसी स्थान पर ब्रह्म ( आत्मा ) का निवास 
है। योगी जन इसी रंध्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस छिद्र के 
छ; दरवाजे हैं, जिन्हें कुण्डलिनी के अतिरिक्त कोई नहीं खोल सकता। 


कबीर का रहस्थवाद १३<% 


ग्राणायाम के द्वारा इसे बंद करने का प्रयत्न योगी जन किया करते हैं । 
इससे हृदय की सभी क्रियाएँ स्थिर हो जाती हैं । 
३२-सूर्य 

मूलाधार चक्र में चार दलों के बीच में एक गोलाकार स्थान है 
जिससे सदैव विष का खाव होता है। इसी स्थान-विशेष का नाम दूर्य है 
जिससे निकला हुआ विष पिंगला नाड़ी द्वारा प्रवाहित होकर नाक के 
दाहिनी ओर जाता है और मनुष्य को इंद्ध बनाता है। 
३३--पुषु मना 

इडा और पिगला नाड़ी के बीच में मेरुदंड के समानान्‍्तर नाड़ी । 
उसकी छः स्थितियों हैं, जहाँ छः चक्र हैं । 
३४-हंस 

जीव जो नव द्वार के पिजडे में बन्द रहता है। 


(आ) सफ़ीमत 


जात +।० सिफ़त ४++० 

सूफ़ीमत के अनुसार अहदद ( परमात्मा ) के दो रुप हैं। प्रथम है 
ज्ञात, दूसरा सिफ़त | ज्ञात तो जानने वाले? के अर्थ में और सिफ़त 
जाना-हुआ? के अर्थ में व्यवह्वत होता इं | श्रतणव जानने वाला प्रथम 
तो अल्लाह है और जाना हुआ है दूसरा मुहम्मद । ज्ञात और सिफ़त 
की शक्तियाँ ही अनन्त का निर्माण करती हैं। इन शक्तियों के नाम हैं 
नज़ल और उरूज | नज़ल का तातपये है लय होने से और उरूज का 
तालये है उत्तन्न अथवा विकसित होने से। नज़ल तो जात से उत्पन्न 
होकर शिफ़््त में अंत पाती हैं ओर उरूज सिफ़्त से उत्पन्न होकर जात 
में अंत पाती है। ज्ञात निर्मेधात्मक है ओर सिफ़्त गुणात्मक | ज़ात 
सिफ़त को उत्पन्न कर फिर अ्रपने मे लीन कर लेता है। मनुष्य की 
परिमित बुद्धि ज्ञात को सिफ़त से भिन्न, ओर सिफ़त को ज़ात से स्वतन्त् 
मानती है । 
हक़ 3०% 

सभी धर्मों और विश्वासों का आधार एक सत्य है । उसे सूफ़ीमत में 
हक़ कहते हैं। उसके अनुसार यह सत्य दो बस्रो से श्राच्छादित है। पिर 
पर परड़ी और शरीर पर अंगरखा । पणड़ी रहस्य से निर्मित है जिसका 
नाम है रहस्यवाद । अंगरखा सत्याचरण से निर्मित है जिसका नाम है 
घम | वह सत्य इन वस्त्रों से इसलिए ढक दिया है, जिससे अज्ञानियों की 
आँखें उस पर न पड़े या श्रज्ञानियों की आँखों में इतनी शक्ति ही नहीं 
है कि वे उस देदीप्यमान प्रकाश को देख सके। सत्य का रूप एक ही है 
पर उसका विवेचन भिन्न-भिन्न भाँति से किया गया हैं। इसीलिए तो 
संसार में अनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई । 


अहंद *>' 
केवल एक शक्ति--ईश्वर | 


कबीर का रहस्यथवाद १६७ 


बहदत ५४००० $ 

एकांत अस्तित्व 
इश्क़ ३७० 

जब अहद अपनी वबहदत का अनुभव करता है तो उसके प्यार 
करने की शक्ति उसे एक दूसरा रूप उत्पन्न करने के लिए बाध्य करती है। 
इस प्रकार प्रथम स्थिति में अहद श्राशिक बनता है और उसका उत्पन्न 
हुआ दूसरा रूप माशूक़ है। उतसन्न हुआ अल्लाह का दूसरा रूप प्रेम 
में इतनी उन्नति करता है कि वह तो आशिक बन जाता है और अल्लाह 
माशूक | सुफ़ीमत में अल्लाह माशुक है और सूफ़ी आशिक़ । 
बक्रा ५:०७ 

जीवन की पूर्णता ही को बक़ा कहते हैं। यह श्रल्लाह की वास्तविक 
स्थिति है । मृत्यु के पश्चात्‌ प्रत्येक जीव को इस स्थिति में आना पड़ता 
है। जो लोग ईश्वर के प्रेम में अपने को भुला देते हैं वे जीवन में ही 
बक़ा की स्थिति में पहुँच जाते हैं। 


शरियत्‌ ०४->४ न 


तरीकृत ४-32+ 9 कह 
सूफ़ोमत के अनुसार बक्का” के लिये साधनाए 


हकीकत ४829» 
मारफ़्त ४ >२०+ 


सितारा [०८७ तारा 

महताब ८०७४६०_ | चन्द्र 

आ्रफ़ताब ८४४. | सूर्य 

मदनियत । खनिज अल्लाइ के प्रादु्भाव के सात रूप 
नबातात «०५५४. | वनस्पति 

हैवानात «| 98%» | पशु 

इन्सान (प्न्‍टों मानव 


8८ 


मासूत ९० री] 
मलकूत ५०२५ 


जबरूत ७७३)१%- 


कबीर का रहस्यवाद 


मनुष्य अपने ही शान से ईश्वर 
की प्राप्ति करने के लिए, विकास 
की इन पाँच स्थितियों से होकर 
जाता, है । प्रत्येक स्थिति उसे 
आगे की दूसरी स्थिति के योग्य 
बना देती है। इस प्रकार मनुष्य 


लाहूत <9४४ मानवीय जीवन के निम्नलिखित 
पॉच आसनों पर क्रमशः 

हाहूत <०,४० आसीन होता जाता है--प्रत्येक का 
स्वभाव भी अलग अलग होता है। 

आदम (७ साधारण मनुष्य 

इंसान («| शानी 

वबली «?$ पवित्र मनुष्य 

'कुतुब व्लचवउ महात्मा 

नबी ५४ रसूल 

| इनके क्रमशः पाँच गुण हैं 

अम्मारा 5,५«। इंद्रियों के वश में, 

लौवामा «६««%/ प्रायश्चित करने वाला, 

मुतमेन्ना 22० ४७५ कार्य के प्रथम विचार करने वाला, 

आलिम /#“» जो मन, क्रम, वचन से सत्य है तथा 

सालिम ० जो दूसरों के लिए अपने को समर्पित 
करता है ! 

त्त्त्व 
नूर 3४४ आकाश, 
बाद 5५ वायु, 


कबीर का रहस्यचाद १६४६ 


आतिश , #»5| तेज 


आनब ५. जल तथा 
खाक ०४.७. प॒थ्वी 
इन तत्त्वों के अनुसार पाँच इन्द्रियाँ भी हें 

१ बसारत «,.»? देखने की शक्ति आँख, 
२ समाश्रत> »...सुनने की शक्ति कोन, 
३ नगहत ७>...£. सेंघने को शक्ति मनाक, 
४ लक््जूत ७! स्वाद लेने की शक्ति जीम वथा 
४ मुस (»»«. स्पश करने की शक्ति ल्ष्चा 


इन्हीं इन्द्रियो के द्वारा रू मुरशिद की सहायता से ब्रका के लिए 
अग्रसर होती है । 


मुरशशिद्‌ ७..... आध्यात्मिक गुरु या पथप्रदर्शक । 
मुरीद ७... वह व्यक्ति जो सांसारिक बंधनों से रहित है, बड़ा 
अध्यवसायी है और भद्धा-पूर्वक अपने मुरशिद के आधीन है। 


दर्शन और स्वप्न 


ख़याली </५/४- जीवन के विचारों का प्रतिरूप 

क़लबी _५%४७ जीवन के विचारों के विपरीत 

नक़शी «&55 किसी रूपक द्वारा सत्य का निर्देश 

रूही «9 सत्य का स्पष्ट प्रदर्शन 

इलाहामी «०५६! पत्र अथवा वाणी के रूप म ईश्वरीय 
संदेश का स्पष्टीकरण । 


गिजाई रूह .)) «५४ भोजन ( संगीत ) के सहारे ही आत्मा 
परमात्मा के मिलन पथ पर आती है। संगीत 
में एक प्रकार का कंपन होता है जिससे 
आध्यात्मिक जीवन के कंपन की सृष्टि होती है । 


२ 6 


तरब ५?) 
राग .. 
क़ोल ($ 
निदा £७४ 
सऊत ४०१०० 


वजद ०>॥) 
नेबाज ;५)४४ 


कबीर का रहृस्यवाद 


संगीत के पॉच रूप है : 
शरीर को संचालित करनेवाला 
( कलात्मक ), 
मस्तिष्क को प्रसन्न करनेवाला 
( विज्ञानात्मक ), 
भावनाश्रों को उत्पन्न करनेवाला 
( भावनात्मक ), 
दर्शन अ्रथवा स्वरूप में सुन पड़नेवाला 
( अनुभावात्मक ) तथा 
ग्रनंत में सुन पड़नेवाला 
( आध्यात्मिक ) 
(८50859) आनंद । 
इन्द्रियों को वश में करने के लिए साधन । 


वजीफ़ा «»/«», विचारों को वश में करने के लिए साधन । 


ज़िकर »४७ 
फ़िकर ,८७ 
कसब ५.०६ 
शगल , #& 
अमल , ** 


घ्यानावस्थित होने के पाँच प्रकार 


शारीरिक शुद्धि के लिए, 

मानसिक शुद्धि के लिए, 

ग्रात्मा को समझने के लिए, 

परमात्मा में लीन होने के लिए तथा 

ग्रपनी सत्ता का नाश कर परमात्मा को सत्ता प्रा 
करने के लिए | 


कबीर का रहस्यवाद 








। अर >) अष्आमः पम्यारकाा फ्प्आकक, सजा लक, साया. परमार परधकाटसालिक. स्‍कलकत 


* दम कल 





घ्‌ 


हंसकूप 


गर्ग ८० वर्ष हुए. विहार के स्वामी आत्माहँंस ने इस हंसतीर्थ 

की स्थापना की थी। यह बी० एन० डब्लू० रेलवे पर भूँसी 
में पूवे की ओर है। तीर्थ का रूप एक विकसित कमल के आकार का 
'है। इसमें इडा, पिंगला और सुघुम्णा नाड़ियों का दिग्दशन भली 
भाँति कराया गया है। बाई” ओर यमुना के रूप में इडा है और दाहिनी 
ओर गंगा के रूप में पिंगला। सुधुम्णा का विकास इस स्थान के 
उत्तरीय कोण में एक कूप में से हुआ है। स्थान के मध्य में एक 
खंभा है जो मेरुद्‌श्ड का रूप है। उस पर सर्पिणी के समान कु डलिनी 
लिपटी हुई है। मेरुदुरड से आगे एक मंदिर है जिस पर त्रिकुटी लिखा 
'छुआ है। जिकुटी के दोनों ओर आँख के आकार के दो ऊँचे स्थल हैं । 
त्रिकुटी की विरुद्ध दिशा में एक मंदिर है जिसमें अ्रष्टल कमल की 
मूर्ति है। कुडलिनी मेरुदश्ड का सहारा लेकर अन्य चक्रों को पार 
करती हुई इस अष्टद्ल कमल में प्रवेश करती है। यह स्थान बहुत 
रमणीक है । कबीर के हठयोग को समझने के लिए यह तीर्थ अवश्य 
देखना चाहिए। 


सहायक पुस्तकों की रची 
अंग्रेज़ी 


१. मिस्टिसिज्म 
लेखक--हृवजिन अंडरहिल 

२. दि प्रेसेज अब इंटीरियर 
लेखक--आर ० पी पूलेन 
अलनुवादक--लियोनोरा एस्० याकस्मिय 

३. स्टडीज़ इन मिस्टिसिज्म प्रेयर 
लेखक--आशथेर एडचड बेड 

४. पर्सनल आइडियलिज्म एशड मिस्टिसिह्म 
लेखक---विलियस राल्फू हनज 

पू स्टडीज़ इन दीथेनडम्‌ एण्ड क्रिश्चियनडम्‌ 
लेखक--डा० ई० स्लेमन 
आनुवादक--जी० एम० जी० इंट 

६, मिस्टिसिकल एलीमेंट इन मोहमेद 
लेखक--जात क्लाक आप र 

७, दि योग फ़िलासफ़ी 
संप्रहकर्ता--भागु ० एफ० करमभारी 

८. दि मिस्टिसिज्म अब परसोनालिदो इन सूफ़ीज्म 
लेखक--रेनावड ए० निकश्नसन 

६, दि मिस्टिसिज़्म श्रव्‌ साउड 
लेखक--हनायत खाँ 


कबीर का रहस्यवाद ३०३४ 


१०, हिन्दू मेटाफ़िज़िक्स 
लेखक--मनन्‍्मथनाथ साख्यी 
११, दि मिस्टीरियस कुंडलिनी 
लेखक--बसंत जी ० रेले 
१२, योग 
लेखक--जे० एफ़० सी० फुलर 
१३. दि परशियन मिस्टिक्स ( जामी ) 
लेखक--डेडलंड डेविस 
१४, दि परश्शियन मिस्टिक्स ( रूमी ) 
लेखक-- हेडजेंड डेचिस 
१५. सूफ़ी मेसेज 
ल्लेखक--इनायत खाँ 
१६. राजयोग 
लेखक--मनिलार नाभूभाई द्विषेदी 
१७, कबीर एंड दि कबीर पंथ 
लेखक--वेकसट 
१८, दि आक्सफ़र्ड बुक अबू मिस्टिकल बस 
निकलसन ओर ली ( संपादक ) 
१६. बीजक 
अहमसददाह 


हिन्दी 
१, बीजक श्री कृषीर साहब का 
( जिसकी पूर्णदास साहेब, बुरहानपुर नागसरी स्थानघाल्ले 
ने अपने तीक्वण बुद्धि द्वारा ब्रिज्या को दे ) 
२. कबीर ग्रैथावली 
संपादक-- श्यामसु दर दास बी० ए० 


३०४ कबीर का रहस्यथपाद 


३. कत्रीर साहब का पूरा बीजक 
पादरी अरद्ठमद शाह 
४. संतबानी संग्रह १-०२ 
प्रकाशक--बेलवेडियर प्र स, इलाद्ाबाद 
५. कबीर साहब की ग्यान गुइड़ी रेख़ते ओर भूलने 
प्रकाशक--बे लवे डियर प्र स, इलाहाबाद 
६. कबीर चरित्र बोध 
युगलानंद द्वारा संशोधित 
७, योग-दर्पण 
लेखक--कन्नौमल एम० ए० 
'प्य. कबीर वचनावली 
असोध्यातिंह उपाध्याय 
फ़ारसी 
4१. मसनवी 
जल्ालुद्दीन रूमी 
२. दीवान-ए. शमसी तबरीज 
३. तज़किरातुल औलिया 
सुदम्मद अब्दुल अहद ( संपादक ) 
४. दीवान जामी 
सस्कृत 
१. योग-दशन*नबयतंजलि 
२. शिवसंहिता 
अ्नुवादक-- भीशर्च दर 
३, घेरंडसंहिता 
झनुवादक--क्रीशचंद्र बसु 


कबीर के पदों की अनुक्रमणी 


ञ् 
झकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाई 
अजहूँ बीच केसे दरसन तोरा 
अब न बसूं इहि गांड गुसांई 
अब में जाणि बोरे केवल राह की कट्ठानी 
अब सोहि ले चल नणद के घीर आपने देखा 
झब घट भये राम राई 
अवधू ऐसा ज्ञान विचारी 
अवधू रागन मंडल धर कीजे 
अवधू मन मेरा मतिवारा 


छवधू सो जोगी गुरु मेरा 
ता 

आऊंगा न जाऊंगा भरूगा न जिकंशा 
उ 

डलटि जात कुल दोक बिसारी 
कक 

कब देख मेरे राम सनेहीं 


कियो सिंगार मिलन के तांई 
कोई पीचे रे रस राम का, जो पीचे सो जोगी रे 
को बींने प्रेम लागी री, माई को बीने 

प्‌! 


गरान रसाल्न चुए मेरी भाटी 


१६४४८्ड 


३२७ 
१४४ 
१२२ 
१९२ 
११२ 
१९२३ 
(९८ 
१४९ 


१४७ 


१९२४ 


११४ 
१११ 
१४३० 
१२० 


१२५६ 


२०६ कथधीर का रहस्यवाद 


भें 

घृंघट के पट खोल रे १६३ 
प्तृ 

'वखो सखी जाइये तहां जहां गये पाइयें परमारंद १०६ 
जञ 

जनम मरन का अम॒ गया गोविंद लव लाणी १२३ 

जो चचरखा जरि जाय बढ़े या ना मरे ११७ 

जंगल में का सोचना औघट है घाटा १३ैघ 
म 

मीनी झीनी चदरिया १६७ 
तं 

तोरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का रे सोचे पश्प 
द्‌ 

दरियाव की लह्दर द्रियाव है जी १६४ 

दुल॒द्विनी गावहु मंगलचार १०६ 

दूभर पतनियां भरया न जाई १३१ 

देखि देखि जिय अचरज होई १४२ 
न्‌ 

नेइदर में दाग ल्गाय आइ घुनरी १६४ 

नेइरवा इमका नहिं भावे १३१ 
प्‌ 

परौसिन मांगे कंत हसारा । ११ 

पिया ऊ'ची रे अटरिया तोरी देखन चल्नी १६२ 


पिया मोरा जागे में केसे सोश री १५६ 


कबीर का रहस्यवाद 


बं 
बहुत दिनन थें में प्रीतम पाये 
बहुरि हम काहे क॑ अवाहिंगे 
बादरहा आव हमारे गह रे 
बोलो भाई राम की दुद्दाई 
भ्‌ 
भरते नींदो, भर्ले नींदो लोग 
भंवर डड़े बग बेठे आई 
सं 
मन मस्त हुआ तब क्यों बोले 
मेरे राम ऐसा खीर बिलोइये 
में डरे डोरे जाऊंगा, में तो बहुरि न भौजलि आऊँगा 
मैं सबनि में औरनि में हूँ सब 
मैं सासने पीव गौंहनि आई 
सोको कहां ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में 
मोरी चुनरी में परि गया दाग पिया 
थ्‌ 
ये अँखियाँ भ्रललसानी हो पिया सेज चत्ो 
र्‌ 
रास बान अन्ययाले तीर 
राम बिन तन की ताप न जाई 
“रे मन बैडि किते जिनि जासी 
लत 
क्ावो बाया आगि जल्ञावो घरा रे 
लोका जानि न भूलो भाई 


पक 


१२१ 
१०२४ 
40७7% 


१३२४ 


११६ 
१४१ 


१९७ 
3२३ 


१४३ 
११३ 
१६८ 
१६९ 


१६० 


१४० 
१३३६ 
१ढे३े 


3३२ 
१४७३ 


श्ण्य कबीर का रहस्यवाद 


च्‌ 
विष्णु ध्यान समान करि रे 
वे दिन कब आददेंगे माई 
स 
सतगुर है र॑गरेज चुनर मोरी रंग डारी 
सरवर तट हंसिनी तिसाई 
सो जोगी जाके सहज भाद 


ह 
हम सब मोंहि सकल हम मोड 
हरि को बिलौवनो बिल्लोह मेरी माई 
हरि ठग जग की ठगोरी लाई 
हरि मेरा पीच माई हरि मेरा पीच 
है कोई गुरु ज्ञानी जग उलटि बेद बूर्े 
है कोई दिल दरवेस तेरा 


१३६: 
१०८: 


१६६ 
१३४ 
१४७ 


१३३ 
हक 4 
१९६ 
११७० 
पृ०!० 
१९६ 


नामाजुक्रमणी 


अिमा वर 
अचित डर 
अच्छुर ४२ 
अद्वेतवाद २०, २४ 
अनलहक़ २२ 
अन॑त संयोग १०० 
अड रहिल (इवलिन) ८, ३६, १०, 

४, नै७, 
अपरिग्रह ७०, ७५४ 
अपान ७६ 
अबुल अल्लाह ३६ 
अमृत प्र 
अल हल्लाज मंसूरी शै८, रेप 
अलमबुश ७५ 
असी व्य६ 
अस्तेय ७०, ७४, ६१ 
अहद (मुहम्मद अबढल) . १९ 
अहिंसा ७०, ७४ 
आपगस्टाइन (सेंट) श्२्‌ 
आदि मंगल ४२ 
आदि पुरुष १३ 


आनंद ४२, ४३, ४५, ८, ४६ 
आवतंन 


१५०० 


१४ 


आसन ७०, ७१; ७२, ७३. 
अआोकार ४२ 
अडज ४५, 
इच्छा डर 

इनायत ख़ाँ ( प्रोफ़ेसर » ३७ 
इंज (विलियम राल्फ ) १०३ 
इबलिस ६३ 
इश्क हक़क़ी ६६ 
इ्ड़ा ७२, ७४, ७६, ८६ 


ईश्वर हे, १२, १३, १५, २२, 
२४, ३२३, २३५, ३७-४०, ४२-४४ 
प८, ६०, ६१, ६४, ६६-५८, 
७०, ६१, ६२, ६४; ६९, ६८, 


६३६७३ 

-प्रणिधान ७० 
इईसप ३४ 
उग्रासन ७० 
उदान ७६ 
उद्धिज ४ 
उमरा ६६ 
उल्टबॉसियाँ है, ७, २६ 
कत्चीर पंथी ४न, 
काबा २६, ६.७ 


२१३०७ 

काल-चक्र इ२ 
कुरान धर 
कुहू ७३. 


कंडलिनी ७४,७७,७८,७६ ,८०,८६ 
कभक ७१ 


--सर्यभेद्‌ ७६ 
कम ७६ 
कैथराइन ५७, पट 
कोलरिज 8० 
कृकर ७६ 
खुमार २३ 
गणेश ७७ 
गधा ६३ 
गंधारी ७५ 
शिजाए रूह १०४ 
गूँमे का गुड़ | र्प्‌ 
गेंगलिएटेड कार्ड स ७६ 
गोविंद ६० 
घेरंडसंहिता ६६, ७६ 
चंद्र व्य्द्‌ 
चरखा ३०, ३१ 
चक्र 

अनाहद्‌ प्प्३ 

आज्ञा प्प्प्‌ 

' मणिपूरक दे 


मूलाधार ७६, ८०, ८६, ८७ 
विशुद्ध य्प्ड 


कबीर का रहस्थवाद 


स्वाधिष्ठान ८१, ८र 
जरसन १०० 
जामी २३, रत 
जाज हरबरटट श्र 
जेन्स (प्रोफेसर) व्‌ 
टामसन श्ण्प्‌ 
डायोनिसस १०० 
तक़ी (शेख) ६ 
तबरीज़ (शमसी) ६, ४० 
तत्षुक सर्प ८5७ 
तज़किरातुल ओलया श्पू 
तपस्या ७० 
तरीकत र्‌र्‌ 
ताना बाना शे० 
तिक्रुटी प्‌ 
त्रिबेनी प्प्ह्‌ 
दामाखेड़ा डा, 
दारदरी सिद्धि ट्य० 
द्रिहम ६७ 
देवदत्त ७६ 
द्वैतवाद ६४ 
घनंजय ७६ 
घारणा ७०, ७३, ७४, ८८, ८६ 
ध्यान ७०, ७३, ७५४, द८, ८३ 
नाग ७६ 
निकल्लसन १४, १८ रुप 
नियम ७०, ७२ 


कबीर का रहस्यवाद 


निरंजन ४०, ४ रे 
पतंजलि ६६, ७०, ७३ 
पशमासन ३० 
पविन्नता ७० 
पिंगला ७१, ७५४, ७६, ८६ 
पिंडज ४५ 
पीर ६२ 
पुलेन १०३, १०४ 
पूरक ७१ 
पुष्प ७४ 
पैग़म्बर &३ 
पंच प्राण ७६ 
प्रत्याहार ७०, ७२ 
आखु ७६, ८५७ 
ग्राणएयाम ७०, ७१, ७२, ७३, 
७६, ८७, ८८ 
प्लेटो ३४ 
प्लेक्सस 
कारडियक्‌ ट्य्रे 
केवरनस द्द 
फैरंगील वर 
बेसिक ७७ 
सोलर ८२ 
हाइपोगास्ट्रिक प्र 
फ़्ना २२ 
फ्रायड ३३२ 
जफ़ा श्र 


२११ 
बाइचिल ३६ 
बायजीद (शेख) ६६, ६७, ध८ 
बिन्दु 0 किए ० 
बीजक ३, ४२ 
ब्रह्म 
--चक्र ७६ 
->-चर्य ७०, ७४ 
-“-रंधत्र. ७६,७७,८६;८८, 
ब्रह्मा ४२-४४ 
बसरा १४ 
बढ़ई ३१ 
बात्चा ३२१ 
ब्लेक २४ 
ब्लेकी (जान स्टुअट) १७ 
मक्का ६६ 
महेश ४३, ४४. 
मध्वाचार्य ; ६४ 
माया. ३,२१,२२,२४,४०-४६ 
२.६7 
मारिफ़्त २२ 
मार्टिन दर 
मूसा ३४ 
मेक्थिल्ड ३६. 
मेरी (मारगेरेट) १०२ 
मेरु दंड ७६, ७७ 
यम ७०,33२, ७४ 
यशस्विनी फ, 


२१२ 
योग ६८, ७७ 
--कर्म ६८, ६६ 
“मंत्र ६८, ६६ 
--राज ६८, ६६ 
“एल ६६, ७३ 
ढेठ दृ८, ६६ 
-- ज्ञान ६८, ६६ 
र्मैनी २,४०,४१,४ २,४५४ 
रवीन्द्रनाथ ठेगोर १०० 
रहस्यवाद 
-- अभिव्यक्ति २६ 
+-परिमापा ७ 
--परिस्थितियाँ श्३े 
--विशेषताएँ: ३५ 
र्ह्या ३० 
रसूल १५ 
रागिनियाँ है. 
राबेआा १७ 
रामानद ६.६८ 
रूपक २६€,३०, ३े २, ३४,६२३ 
“भाषा श्६्‌ 
रूमी (जलालुद्दीन) १२,२३,६२, 
६१,६२,६४,६६,६८ 
रेख़ता ६०,८८,६६ 
रेले ७घ्‌ 
रेचक ७१ 
रोलिन १०२ 


कबीर का रहस्यवाद 


लधिमा ८२ 
लब्बयक र्फ््‌ 
लियोनाड्ड १०४ 
लो रह 
लोव्‌ अर इंटैलिजैंस ७ 
लो * २१३ 
वरुणा ८६ 
वाय ६४, ७६, ८८० 
वाराणसी ८ 
विश्वनाथ ८६ 
विष्णु ४३,४४० 
विवाह (आध्यात्मिक ४७ 
वेगस नव छ्८ 
बेंट (ई० ए.०) १०० 
व्यान ७६ 
शब्द ३,२९,४०,४९,४४,४५,५९५ 
६८,७३,७५ 

शरियत २२ 
शिवसंहिता ७०,७१,७४--८७ 
शल्य ४२ 

शैतान ६२ 
शंखिनी छ्पू 
शंकर २०,४५६ 

श्रुतियाँ ४२ 

सत्पुरथ. २,२४,४०-४५,७०,७४ 
सत्य ७०,७४ 
समभ्री ३१,३२३ 


कदीर का रहस्यवाद 


समान ७६ 
समाधि ७०,७३,७५४,८८,८६ 

सरस्वती ८१ 
सर्वनाम (मध्यमपुरुष) श्प 
सहज डर 
सह दल कमल ७७,८६,८७ 
सालोमन ३४ 
सिद्धासन ७०9 
सीताराम (लाला) हद 

सुन छल 
सुपुम्णा ७५,७६-७८,८६ ,८७ 
सूफ श्र 
सूफी १४,२२,३७, १०४ 
“मत १४,२०-२४,४७,४८ 

--मत और कब्रीर ६१ 


सूय 

सोडह॑ 

संतोष 

संयम 
स्वस्तिकासन 
स्वाध्याय 
स्वेदज 
हकीकत 
हज्ज 

हरबर्ट (जाजे) 
हस्तजिह्ना 
हाल 
हिन्दुस्तान 
हुसामद्दीन 
होमर 


॥ 


